निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 28 


पटना , 


23 आषाढ़ , 1932 ( श ० ) 
बुधवार, 

14 जुलाई , 2010 ( ई0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-26 


पुर: स 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

27-37 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

39-60 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


61-65 


2 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कार्मिक विभाग 


अधिसूचना 

24 मई 2010 
सं ० 7 पी 4-2-11 / 2010-4802 - का ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(ऐक्ट 2, 1974 ) की धारा -21 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 
5 अप्रील 2010 से 30 जून 2010 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक 
दंडाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( ऐक्ट 2, 
1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को 
धारा -144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करते हैं । 

अनुसूची 
विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान करने हेतु नवपदस्थापित पदाधिकारियों की सूची 
पदाधिकारियों का नाम 

पदनाम 


क्र ० 


1 


2 


3 


1 


श्री सत्य प्रकाश शर्मा 


2 


श्री माहिर अब्दुल मनीर 
श्री अनवर हुसैन 


3 


4 


श्री अरविन्द कुमार 
श्री मनोज कुमार 


5 


6 


7 


co 


श्री संजय कुमार लाल 
श्री ब्रज किशोर लाल 
श्री शत्रुध्न कामती 
श्री मनोज कुमार शाही 
श्री उपेन्द्र प्रसाद 


9 


10 


भूमि सुधार उप – समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
वरीय उप - समाहर्ता, समस्तीपुर 
अंचल अधिकारी, समस्तीपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी , वारिसनगर 


11 


श्री अमित कुमार 


12 


श्री उदय प्रताप सिंह 


13 


श्री राजीव शंकर 


14 


श्री संतोष कुमार झा 


14 


श्री जयशंकर मंडल 


15 


15 


श्री चंदन कुमार 
श्री उमेश कुमार 
श्री रणजीत कुमार सिन्हा 
श्री अनिल कुमार 


16 


17 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


3 


क्र ० 


पदाधिकारियों का नाम 


पदनाम 


1 


2 


3 


18 


श्री रामधनी हाजरा 


अंचल अधिकारी, वारिसनगर 


19 


श्री रविन्द्र 

कुमार 

चौधरी 
श्रीमती श्रुति कुमारी 


20 


21 


श्री अभय पद दास 


22 


श्री विजयमल कुमार 


अंचल अधिकारी, खानपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, खानपुर 
अंचल अधिकारी, कल्याणपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूसा 
अंचल अधिकारी , पूसा 
अंचल अधिकारी, ताजपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, ताजपुर 


23 


श्री शीलानाथ सिन्हा 


24 


श्रीमती सीमा रानी 


25 


श्री सत्य नारायण कमती 


26 


श्री सत्येन्द्र 

कुमार 

शर्मा 


27 


श्री रामधन पासवान 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोरवा 


28 


अंचल अधिकारी, मोरवा 


श्री मुहम्म्द शाहुद 
श्री विजय कुमार तिवारी 


29 


अंचल अधिकारी, सरायरंजन 


30 


श्री सुधीर कुमार 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायरंजन 


31 


श्री हरिशंकर राम 


भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रोसड़ा 
अंचल अधिकारी , रोसड़ा 


32 


श्री अरूण कुमार सक्सेना 


33 


श्री शक्ति कुमार 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोसडा 


34 


अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर 


श्री हेमन्त कुमार दास 
श्री राजेन्द्र राय 


35 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर 


36 


37 


श्री सुनील कुमार वर्मा 
श्री विरेन्द्र 

कुमार 

सिंह 
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह 
श्री रघुवर दास 
श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह 


अंचल अधिकारी, विभूतिपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभूतिपुर 
अंचल अधिकारी, हसनपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर 


38 


39 


40 


अंचल अधिकारी, बिथान 


41 


श्री राजीव रंजन 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिथान 


42 


श्री विनोद 

कुमार 

पांडेय 


अंचल अधिकारी, सिघिंया 


43 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिघिंया 


44 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर 


श्री शकीलउर रहमान 
श्री विजय कुमार सिंह 
श्री प्रेम कुमार सिंह कटारा 
श्री शिव दयाल प्रसाद 


45 


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , बिथान 


46 


47 


श्री चन्द्र शेखर सिंह 


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिघिंया 
कनीय अभियंता ( नरेगा), शिवाजीनगर 
तकनीकी सहायक ( नरेगा) शिवाजीनगर 


48 


श्री विमल कुमार 


4 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


क्र ० 


पदाधिकारियों का नाम 


पदनाम 


1 


2 


3 


49 


50 


51 


श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 
डॉ 0 इन्द्र कुमार मंडल 
श्री योगेश 

कुमार मिश्र 
श्री अरूण कुमार सिंह 
श्री त्रिपुरारी शरण श्रीवास्तव 


भूमि सुधार उप - समाहर्त्ता, दलसिंहसराय 
प्रखंड विकास पदाधिकारी , दलसिंहसराय 
अंचल अधिकारी, दलसिंहसराय 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर 
अंचल अधिकारी, विद्यापतिनगर 


52 


53 


54 


श्री जगत नारायण मिश्र 


55 


श्री अरविन्द कुमार सिन्हा 
श्री राम दुलार राम 


56 


57 


श्री शशि भूषण 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर 
अंचल अधिकारी, उजियारपुर 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटोरी 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीननगर 
अंचल अधिकारी, मोहिउद्दीननगर 
अंचल अधिकारी, मोहनपुर 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर 
अंचल अधिकारी , पटोरी 


58 


श्री गिन्नी लाल प्रसाद 


59 


श्री अनिल कुमार 


60 


61 


श्री विक्रम 

कुमार 

वैद्य 
श्री सुनील कुमार 

वर्मा 
श्री कमलेश प्रसाद 


62 


63 


श्री राणा कुमार 


64 


श्री मृगेन्द्र नाथ 
श्री विश्वनाथ प्रसाद 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटोरी 
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी , मोहनपुर 
प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पटोरी 
प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पटोरी 
व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटोरी 
व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , पटोरी 


65 


66 


श्री नागेन्द्र चौधरी 


67 


श्री विनोद कान्त ठाकुर 


68 


व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , पटोरी 


श्रीमती सुधा भगत 
श्री जैनुल आबदीन अंसारी 


69 


सहायक निबंधक , सहयोग समिति, पटोरी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अजय कुमार सिन्हा, उप - सचिव । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन) 


अधिसूचनाएं 

12 मार्च 2010 
सं ० || / ई - 408 / 1997-700— श्री निरज कुमार , अवर निबंधक, दानापुर, जिला पटना को बिहार सेवा संहिता के 
नियम 227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 21 अप्रील 2009 से 8 अगस्त 2009 तक कुल 110 (एक सौ दस) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


5 


5 मई 2010 
सं 0 I / ए - 201 / 2004-1185 — श्री गौतम कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिन्होंने बिहार निबंधन सेवा में 
14 नवम्बर 2007 ( अपराह) को योगदान किया है, की सेवा दिनांक 15 नवम्बर 2009 की तिथि से अवर निबंधक के पद पर 
सम्पुष्ट किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


18 मई 2010 
सं ० ।/ई-612/2004-1309—मो0 कमाल अशरफ , जिला अवर निबंधक, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम 
227 एवं 228 के अन्तर्गत दिनांक 24 दिसम्बर 2009 से 7 जनवरी 2010 तक कुल 15 (पंद्रह ) दिनों के उपार्जित अवकश की 
स्वीकृति प्रदान दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह, अवर सचिव । 


, 


14 जून 2010 
सं 0 IV / स्था ० ( रा0) ई - 803 / 2010-1592 — श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोशी प्रमण्डल , 
सहरसा को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) मुख्यालय, पटना में अगले आदेश तक उनके कार्यों के अतिरिक्त 
प्रतिनियुक्त 

किया जाता है । 

2. मुख्यालय में श्री सिन्हा विधि प्रकिया संबंधी पटल से सम्बद्ध रहेंगे तथा श्री रमानाथ मिश्र, उप निबंधन 
महानिरीक्षक, बिहार , पटना की सेवा - निवृत्ति तक विधि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यों की जानकारी / अनुभव प्राप्त करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


22 जनवरी 2010 
सं ० I / ई -702 / 08-219 – श्रीमती रीवा चौधरी, संयुक्त अवर निबंधक, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 
227, 228, 230, 232 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 10 अक्तूबर 2008 से 25 दिसम्बर 2008 तक कुल 77 ( सतहत्तर ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह , अवर सचिव । 


10 फरवरी 2010 
सं 0 IV स्था ० ( रा०) ई - 403 / 09-387 — मो 0 कमाल अशरफ , जिला अवर निबंधक गया को बिहार सेवा संहिता के 
नियम 234 के अन्तर्गत दिनांक 29 सितम्बर 2009 से 7 अक्तूबर 2009 तक कुल 09 ( नौ ) दिनों के लिए 09x2 अर्थात 18 
( अठारह ) दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह, अवर सचिव । 


29 जून 2010 
सं ० 1 / ए4- ( स्था ) -10-17 / 2010-2140— श्री विनोद कुमार झा नं0-1, अधीक्षक उत्पाद, सीवान को स्थानान्तरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, नालंदा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4-( स्था ) -10-17 / 2010-2141- श्री आनंद कुमार, अधीक्षक उत्पाद, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद , अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4- ( स्था ) -10-17 / 2010–2142 श्री नूनूलाल चौधरी, अधीक्षक उत्पाद, नालंदा को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, नरकटियागंज आसवनगृह, प0 चंपारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4- ( स्था ) -10-17 / 2010–2143 श्री ओम प्रकाश मंडल , अधीक्षक उत्पाद , सारण को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4- (स्था ) -10-17 / 2010–2144 — श्री विकास कुमार सिन्हा , अधीक्षक उत्पाद , रीगा आसवनगृह , सीतामढ़ी 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद , सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4- ( स्था ) -10-17 / 2010-2145 — श्री अश्विनी कुमार, अधीक्षक उत्पाद ( मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में ) को अगले आदेश तक विशेष अधीक्षक उत्पाद, ( ई0 आई0 बी 0), मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


सं ० 1 / ए4- ( स्था ) -10-17 / 2010-2146— श्री संजय कुमार नं0–2, अधीक्षक उत्पाद , अररिया को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, सीवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / ए4- ( स्था )-10-17 / 2010-2147— श्री राम सुभग गिरी, निरीक्षक उत्पाद, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, रीगा आसवनगृह, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । यह कार्यकारी 
व्यवस्था वित्त विभाग के पत्र संख्या 7020, दिनांक 24 दिसम्बर 2005, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 
9070, दिनांक 12 दिसम्बर 2008 एवं पत्र संख्या 302, दिनांक 14 जनवरी 2010 से आच्छादित होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


12 मार्च 2010 
सं ० 1 / ई -701 / 2008-699— श्री अयाज अहमद खाँ , जिला अवर निबंधक , सीतामढ़ी को बिहार सेवा संहिता के 
नियम 226 एवं 227 के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक कुल 61 (इकसठ ) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह, अवर सचिव । 


3 मई 2010 
सं0 IV / स्था 0( रा0) ई -804 / 2009-1154 -श्री इजहार आलम , निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , भागलपुर प्रण्डल , 
भागलपुर के दिनांक 30 अप्रील 2010 को अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री अरूण कुमार सिंह , निबंधन कार्यालयों के 
निरीक्षक मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


, 


( सं ० IV / स्था ० ( रा ०) एम1-503 / 2009-742 ) 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 


द्वारा 


* वित्त विभाग, बिहार पटना । 


पटना, दिनांक 18 मार्च 2010 


विषयः 


राज्य के 26 ( छब्बीस ) जिला निबंधन कार्यालयों में बिहार निबंधन सेवा के बेसिक ग्रेड वेतनमान रु ० 
9300-34800 (ग्रेड पे -4800 ) में संयुक्त अवर निबंधक के कुल 21 (इक्कीस) पदों के सृजन का प्रस्ताव । 


आदेश 


स्वीकृत । 


2 . 


संयुक्त अवर निबंधक के पूर्व से 05 (पाँच) पद स्वीकृत हैं । राज्य के निम्नांकित 26 ( छब्बीस) जिलों में बिहार 
निबंधन सेवा के बेसिक ग्रेड वेतनमान रु ० 9300-34800 ( ग्रेड पे -4800) में संयुक्त अवर निबंधक का पदस्थापन 
सुनिश्चित किया जाना है : 


1. पटना , 


2. मुजफ्फरपुर , 


3. दरभंगा, 


4. गया, 


8. नालन्दा, 


6. भोजपुर ( आरा). 
11. औरंगाबाद , 


7. सारण ( छपरा), 
12. सिवान , 
17. समस्तीपुर , 


9. रोहतास , 
14. वैशाली 


5. पूर्वी चम्पारण 

( मोतिहारी) 
10. नवादा, 
15. सीतामढ़ी , 
20. सुपौल 


13. गोपालगंज 


18. मधुबनी, 


19. सहरसा, 


16. प 0 चम्पारण 

( बेतिया), 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


7 


22. कटिहार , 


23. अररिया 


24. किशनगंज 


25. भागलपुर एवं 


21. पूर्णियाँ, 
26. बेगुसराय 


3. एतदर्थ उपर्युक्त 26 ( छब्बीस ) जिलों के लिए पूर्व से स्वीकृत संयुक्त अवर निबंधक के 05 (पाँच) पदों के 
अतिरिक्त 21 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है । 

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला अवर निबंधक होंगे । 

5. इनके वेतनादि का भुगतान मुख्य शीर्ष- 2030 - स्टाम्प पंजीकरण, उप -मुख्य शीर्ष - 03 -पंजीकरण , लघुशीर्ष 
001 -निदेशन और प्रशासन , उप - शीर्ष - 0002 - जिला प्रभार गैर - योजना (विपत्र कोड- N 2030030010002 ) शीर्षान्तर्गत 
विकलनीय होगा । 

6. पद सृजन की स्वीकृति में प्रशासी पदवर्ग समिति ( वित्त विभाग) का अनुमोदन प्राप्त है । 
7. पद सृजन की स्वीकृति में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
आमिर सुबहानी, सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

30 जून 2010 
सं0 - म० / स्था ० रा ० प० (मु ०) -07 / 09-1198 — बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने 
स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए अपने वेतनमान में उच्चतर पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. पदाधिकारियों का पदस्थापन नवपदस्थापित पद एवं स्थान पर कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है, 
जिसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन या वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा । 

3. अधिकांश पदाधिकारियों का पदस्थापन अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद पर किया गया है, जिसके लिए इन्हें 
वेतन या प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा । 

संबंधित पदाधिकारी अपने नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 

अतिरिक्त प्रभार के पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री निशात अहमद, 


प्रभारी निदेशक मत्स्य, 
बिहार, पटना 


संयुक्त मत्स्य निदेशक , 
अनुसंधान, 
मीठापुर, पटना । 


2 


श्री योगेन्द्र कुमार मधुप , 


संयुक्त मत्स्य निदेशक , 

संयुक्त मत्स्य निदेशक , 
( रा0 प0 ई ० ) 

( प्रशिक्षण एवं प्रसार) मीठापुर , 

पटना, ( अपने वेतनमान में ) 
उप मत्स्य निदेशक, पटना | संयुक्त मत्स्य निदेशक, ( राo 
परिक्षेत्र पटना 

प0 ई0 ), मत्स्य निदेशालय 
( अपने वेतनमान में ) 


3 


श्री दुर्गा प्रसाद, 


4 


श्री सुबोध कुमार 
श्रीवास्तव, 


सहायक मत्स्य निदेशक , 
योजना, मत्स्य निदेशालय 


उप मत्स्य निदेशक , मुख्यालय, 
( अपने वेतनमान में ) 


, 


5 


श्री बी 0 के 0 दास , 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में , 
मत्स्य निदेशालय 


उप मत्स्य निदेशक, सांख्यिकी 
एवं विपणन, मत्स्य निदेशालय 
( अपने वेतनमान में ) 


8 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


अतिरिक्त प्रभार के पद 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सुबोध कुमार, 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में , 
मत्स्य निदेशालय 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक पदा ० , 
पूर्णियाँ 


श्री उमेश 

कुमार रंजन, 


7 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में , 
मत्स्य निदेशालय 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक पदा० , 
मोतिहारी 


- 


8 


श्री बिनोद कुमार, 


9 


श्री इन्द्र किशोर सिंह , 


10 


श्री जयन्त कुमार , 


जिला मत्स्य पदाधिकारी- जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह- मुख्य 

कार्यपालक सह - मुख्य कार्यपालक पदा ०, 
पदाधिकारी, बक्सर भभुआ 
जिला मत्स्य पदाधिकारी- जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह- मुख्य 

कार्यपालक सह - मुख्य कार्यपालक पदा० , 
पदाधिकारी समस्तीपुर 

मुंगेर, (अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह- मुख्य कार्यपालक सह -मुख्य कार्यपालक पदा0, 
पदाधिकारी औरंगाबाद शेखपुरा , ( अपने वेतनमान में ) 

जिला मत्स्य पदाधिकारी 
म ० प्रसार पदाधिकारी, 

सह - मुख्य कार्यपालक पदा ०, 
पटना 

सुपौल, ( अपने वेतनमान में ) 

जिला मत्स्य पदाधिकारी 
म० प्रसार पदाधिकारी, 

सह - मुख्य कार्यपालक 
पटना 

पदा०,किशनगंज , ( अपने 
वेतनमान में ) 


11 


श्री इकबाल हुसैन, 


12 


श्री सरोज कुमार, 


13 


श्री अनिल कुमार, 


म ० प्रसार पदाधिकारी, 
मत्स्य निदेशालय, पटना 


14 


श्री बिमल कुमार मिश्रा , 


म ० प्रसार पदाधिकारी, 
गया 


15 


श्री अशोक कुमार 


सिंहा, 


म ० प्रसार पदाधिकारी, 
मुंगेर 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक पदा० , 
भागलपुर , ( अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह -मुख्य कार्यपालक पदा०, 

औरंगाबाद , ( अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह -मुख्य कार्यपालक पदा० , 
शिवहर, ( अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक पदा 0, 
अरवल, ( अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक पदा 0, 
बक्सर , ( अपने वेतनमान में ) 


अतिरिक्त प्रभार, 
जहानाबाद 


16 


म ० प्रसार पदाधिकारी, 
हाजीपुर 


श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, 


17 


श्री सुभाष चन्द्र यादव, 


म ० प्रसार पदाधिकारी. 
बेगुसराय 


18 


श्री सुमन कुमार , 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
सह - मुख्य कार्यपालक 
पदा०, मुंगेर 


सहायक मत्स्य निदेशक , 
योजना, मत्स्य निदेशालय, 
पटना 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


9 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


अतिरिक्त प्रभार के पद 


1 


2 


3 


4 


5 


19 


श्री संजय कुमार 
किस्कु, 


20 


श्री मनोरंजन कुमार, 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
म 0 प्रसार पदाधिकारी , 

सह -मुख्य कार्यपालक पदा०,, 
बांका 

लखीसराय, ( अपने वेतनमान में ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी- जिला मत्स्य पदाधिकारी अभ्यावेदन के आधार पर 
सह- मुख्य 

कार्यपालक सह - मुख्य कार्यपालक पदा० , स्थानान्तरण भत्ता देय 
पदाधिकारी किशनगंज समस्तीपुर, ( अपने वेतनमान में ) | नहीं 
जिला मत्स्य पदाधिकारी- | जिला मत्स्य पदाधिकारी अभ्यावेदन के आधार पर 
सह- मुख्य 

कार्यपालक सह -मुख्य कार्यपालक पदा० , स्थानान्तरण भत्ता देय 
पदाधिकारी मोतिहारी बेतिया 

नहीं 


21 


श्री पवन कुमार, 


उपर्युक्त सभी पदाधिकारी अपने नए पदस्थापित पद तथा अतिरिक्त प्रभार वाले पद का प्रभार निश्चित रूप से 
दिनांक 10 जुलाई 2010 तक ग्रहण कर लें अन्यथा 16 जुलाई 2010 से वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे । माह जुलाई 2010 
का उनका वेतन का भुगतान उन्हें उनके नए पदस्थापन स्थान से ही होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
श्री रामनरेश प्र0 सिंह, संयुक्त सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2010 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005 पार्ट - 1063 — मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 881, दिनांक 3 जून 2009 के आलोक 
में गन्ना उद्योग विभाग के कृषि सेवा के पदस्थापित / पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने अंकित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है एवं वे 
कॉलम -5 में अंकित कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें : 

वर्तमान पदस्थापन 

नया पदस्थापन का 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

अतिरिक्त प्रभार अभियुक्ति 
कार्यालय 

कार्यालय 


2 


3 


4 


5 


1 

1 


यथावत 


श्री सुनील कुमार 

पंकज 


संयुक्त निदेशक, 
ईख विकास, पटना । 


गुड़ विकास 


पदाधिकारी (मु ०) पटना । 


2 


श्री शंभु प्रसाद सिंह 


गुड़ विकास 


पदाधिकारी (मु० ) 

पटना । 


सहायक निदेशक , 
ईख विकास , (मु ०) 

पटना । 


योजना प्रसार 
पदाधिकारी , (मु ०) 

पटना । 


3 


श्री रमेश प्रसाद 

राउत 


योजना प्रसार 
पदाधिकारी (मु ० ) 

पटना । 


सहायक निदेशक ईख 

विकास, जमुई । 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 

भागलपुर । 
सहायक निदेशक 
ईख विकास, 

दरभंगा । 


4 


श्री कैलाश नाथ 


सहायक निदेशक 
ईख विकास , पटना । 


सहायक निदेशक ईख 
विकास, मुजफ्फरपुर एवं 

सिवान । 


5 


श्री राजन बालन 


सहायक निदेशक 
ईख विकास , 
भागलपुर । 


सहायक निदेशक 

ईख विकास , 
( भोजपुर) आरा । 


सहायक निदेशक ईख 

पटना । 


विकास , 


10 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 

कार्यालय 


नया पदस्थापन का 

कार्यालय 


अतिरिक्त प्रभार 


अभियुक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


6 


श्री लक्ष्मण प्रसाद 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 
गोपालगंज । 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 
सहरसा । 


सहायक निदेशक ईख 
विकास, पुर्णियाँ । 


प्रशासनिक 
कारण से । 


7 


श्री देव नारायण साहु 


सहायक निदेशक 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 
मुजफ्फरपुर । 


ईख विकास , गया । 


8 


श्री राम गोविन्द सिंह 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 

सहरसा । 
कृषि विभाग से सेवा 

प्राप्त । 


सहायक निदेशक 
ईख विकास, 
गोपालगंज । 
उप -निदेशक, 
ईख विकास, पटना । 


सहायक निदेशक ईख 
विकास , बगहा, बेतिया , 

मोतीहारी । 


9 


श्री कामता राम 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार मल्लिक , संयुक्त सचिव । 


30 जून 2010 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005 पार्ट - 1064 — मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 881, दिनांक 3 जून 2009 के आलोक 
में गन्ना उद्योग विभाग के ईख सेवा के पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम -3 में अंकित 
कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है एवं वे कॉलम -5 में अंकित 
कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें : 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 

कार्यालय 


नया पदस्थापन का 

कार्यालय 


अतिरिक्त प्रभार 


अभियुक्ति 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


श्री शंकर नारायण 

लाल 


ईख पदाधिकारी, 

समस्तीपुर । 


विशेष ईख 
पदाधिकारी, पटना । 


मुख्यालय पटना का 

कार्य एवं 
ईख पदाधिकारी, 
गोपालगंज 


2 


श्री मुकेश कुमार 


विशेष ईख 
पदाधिकारी, पटना । 


वर्मा 


मुख्यालय पटना का 
कार्य भी देखेंगे । 


ईख पदाधिकारी, 

समस्तीपुर । 
ईख पदाधिकारी , 

सिवान । 


3 


श्री 


सुधाकर 

पाण्डेय 


मुख्यालय, पटना । 


4 


श्री उमेश सिंह 


रामनगर, बेतिया । 


ईख पदाधिकारी, 
बेतिया, मोतीहारी । 


अभ्यावेदन के 
आधार पर । 


ईख पदाधिकारी, 

गोपालगंज 
ईख पदाधिकारी, 

पुर्णियाँ । 


5 


श्री जय प्रकाश 


यथावत 


ईख पदाधिकारी, 
लहेरियासराय । 


नारायण सिंह 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अशोक 

कुमार मल्लिक, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


11 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2010 
सं ० भवन / स्था .1 - पद.- 102 / 10-4924( भ ) —भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक 
अभियंताओं को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -5 में अंकित स्थान/ पद पर पर 
पदस्थापित किया जाता है : 

सहायक अभियन्ता 
क.सं. 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापित पद / स्थान 
का नाम 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


योजना अभियंता , मुख्य 
अभियंता उत्तर बिहार उपभाग , 


मुख्य अभियंता 


11 


श्री अजय प्रसाद 


योजना अभियंता , 
दक्षिण बिहार उपभाग , पटना । 


प . चम्पारण 


पटना । 


2 


श्रीमती पुष्पांजली 


पटना 


सहायक अभियंता , 
निरूपण अंचल संख्या -1 

सहायक अभियंता , 
निरूपण अंचल संख्या -2 


सहायक अभियंता , 
निरूपण अंचल संख्या -2 

सहायक अभियंता , 
निरूपण अंचल संख्या -1 


3 


श्रीमती रेणु अग्रवाल 


कैमुर 


4 


श्रीमती पूनम भारती 


रोहतास 


सहायक अभियंता , 
अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या-2 


सहायक अभियंता , 
अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या -1 


5 


श्री राजनाथ सिंह 


भोजपुर 


बहादुर गंज , 


प्राक्कलन पदाधिकारी , 
बाँकीपुर अवर प्रमंडल , पटना 
भवन प्रमंडल , पटना । 

सहायक अभियंता , 
अवर प्रमंडल सं0-1 , गर्दनीबाग 

भवन प्रमंडल 


6 


श्री सप्लेश्वर मंडल 


मुंगेर 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 

भवन प्रमंडल , 

किशनगंज 
सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल , 
फारबिसगंज , भवन प्रमंडल , 

अररिया 
सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
गुलजारबाग , पटना सिटी भवन 

गुलजारबाग 
सहायक अभियंता , भवन अवर 
प्रमंडल, राजवंशीनगर , पटना , 
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल , 

दानापुर , पटना 


7 


श्री सुभाष कुमार 


गया 


प्राक्कलन पदाधिकारी , 
पटना भवन अंचल , पटना । 


प्रमंडल , 


8 


श्री अमरेन्द्र कुमार 


अरवल 


श्री संजीव कुमार 


सहायक अभियंता , 
अवर प्रमंडल , गुलजारबाग , 
पटना सिटी भवन प्रमंडल , 

गुलजारबाग 
सहायक अभियंता , भवन अवर 
प्रमंडल सं0- , दानापुर , पटना 
पश्चिम भवन प्रमंडल , दानापुर 

सहायक अभियंता , 
संरचना अवर प्रमंडल संख्या-4 , 
संरचना प्रमंडल सं0-2 , पटना 


9 


मुंगेर 


प्राक्कलन पदाधिकारी , पाटलिपुत्र 

भवन प्रमंडल , पटना 


हिमांशु 


10 


श्री योगेन्द्र नाथ दूबे 


बक्सर 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
सं . - 2 , भवन प्रमंडल , कटिहार 


12 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


सहायक अभियन्ता 


क.सं. 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित पद / स्थान 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


सहायक अभियंता , भवन अवर 
प्रमंडल सं0-1 , भवन प्रमंडल 


11 


श्री अशोक कुमार 


औरंगाबाद 


प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन 

प्रमंडल आरा 


गया 


12 


मो 0 शहार्बुर रहमान 


पटना 


सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1, 
भवन प्रमंडल औरंगाबाद 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 

दरभंगा 


संख्या -2 , 


13 


श्री रविकान्त 


अरवल 


सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1, 

भवन प्रमंडल नवादा 


सहायक अभियंता , अवर 
प्रमंडल -1, भवन प्रमंडल , मधेपुरा 


श्री अरविन्द कुमार 

सिंह 


14 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 

बिक्रमगंज , भवन प्रमंडल 


प्राक्कलन पदाधिकारी , 
भवन अंचल , आरा 


सारण 


सासाराम 


15 


श्री रामबाबू प्रसाद 


सीतामढ़ी 


योजना अभियंता, मुख्य अभियंता 
उत्तर बिहार उपभाग , पटना 


श्री राजेश कुमार 


16 


सहायक अभियंता , अवर 
प्रमंडल -2 , भवन प्रमंडल 

भागलपुर । 


मिश्र 


श्री प्रमोद कुमार 


17 


बांका 


प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन 

प्रमंडल मोतिहारी । 


झा 


18 


श्री राजीवधर द्विवेदी 


बेगूसराय 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
सं0-1, भवन प्रमंडल , नवादा 


सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल, डुमराव , 

भवन प्रमंडल बक्सर 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1 , 
भवन प्रमंडल भागलपुर 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1, 

भवन प्रमंडल मुंगेर 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1 , 
भवन प्रमंडल सिवान 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-1. 
भवन प्रमंडल , मोतिहारी 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल , बगहा , 
भवन प्रमंडल बेतिया 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-2, 
भवन प्रमंडल , दरभंगा 

सहायक अभियंता , 
भवन अवर प्रमंडल सं0-2 , 
भवन प्रमंडल समस्तीपुर 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
सं0-2 , संरचना प्रमंडल संख्या -2, 


19 


श्री तपेश्वर राम 


औरंगाबाद 


पटना । 


श्री शहाबुद्दीन 
याह्या 


20 


मुख्य अभियंता 


योजना अभियंता , 
दक्षिण बिहार उपभाग , पटना । 


पटना 


21 


श्री सुभाष कुमार 

गुप्त 


खगड़िया 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
सं0-1 , भवन प्रमंडल , भागलपुर 


श्री ललित कुमार 


सहायक अभियंता , बाँकीपुर अवर 
प्रमंडल, पटना भवन प्रमंडल , 


22 


शिवहर 


गुप्ता 


पटना । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


w 


सहायक अभियन्ता 


क.सं. 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित पद / स्थान 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


23 


श्री उमाशंकर यादव 


सुपौल 


सहायक अभियंता . 
भवन अवर प्रमंडल 

फारबिसगंज, 
भवन प्रमंडल , अररिया । 


प्राक्कलन पदाधिकारी , पटना 

भवन अंचल, पटना । 


24 


श्री आशुतोष 


निलम्बन से मुक्त 


सहायक अभियंता , 

अवर प्रमंडल सं0-1 , 
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल , पटना । 


25 


श्री राकेश कुमार 

सिंह 


निलम्बन से मुक्त 


सहायक अभिंयता , 
निरूपण अंचल सं0-2, पटना । 


26 


श्री फुलेश्वर मंडल 


निलम्बन से मुक्त 


प्राक्कलन पदाधिकारी , गर्दनीबाग 

भवन प्रमंडल , पटना । 


27 


श्री नारायण महाराज 


मधुबनी 


सहायक अभियंता. 
अवर प्रमंडल सं0-2 
भवन प्रमंडल नवादा 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल 
सं0-2 , भवन प्रमंडल मधुबनी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
घनश्याम राम , अवर सचिव । 


भवन निर्माण विभाग 


भवन 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2010 
सं ० - भवन/ स्था o- पी -3 - पदस्थापन-05 / 2001 ( अंश )-4926 ( भ ) —श्री सुशील कुमार चौबे, सहायक निदेशक , 
अंचल , आरा को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण प्रमंडल , भवन अंचल , पटना के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
हृदय नारायण झा , विशेष सचिव । 


. 


8 जुलाई 2010 
सं 0 भवन/ स्था .1 - पद -01 /07-5193( भ ) —श्री कौशल किशोर प्रसाद, स्थानापन्न 

कौशल किशोर प्रसाद, स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण 
अभियन्ता जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 6760( एस ), दिनांक 11 मई 2010 द्वारा पदस्थापन हेतु 
भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , को अगले आदेश तक अधीक्षण अभियन्ता , भवन अंचल , सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 भवन/ स्था .1 - पद -01/ 07-5194 ( भ ) — श्री रमेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता , भवन अंचल , सहरसा को उनके 
वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुये अधीक्षण अभियन्ता , भवन अंचल , पूर्णियां के पद पर अगले आदेश तक के 
लिये पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
हृदय नारायण झा , विशेष सचिव । 


14 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

8 जुलाई 2010 
सं ० नि 0 वि0 स्था0-337 / 2010–4349 अनु०( सी ० डी ०) — श्री के0 के0 वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक , निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना को एल 0 टी 0 सी 0 सुविधा के क्रम में अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दिनांक 12 जुलाई 2010 से 30 जुलाई 
2010 तक कुल -19 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 10 जुलाई 2010 से 11 जुलाई 2010 
तक राजपत्रित अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 के 0 जैन , विशेष सचिव । 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2010 
सं ० नि 0 मु ० ले ०(प्रेस - स्था ०)14 / 06-7096 — श्री अरूण कुमार सिंह, उपाधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, 
पटना जो प्रेस एवं फार्स, गया में उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त है, को उपाधीक्षक , प्रेस एवं फार्स, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मिहिर कुमार सिंह, सचिव वित्त (व्यय ) । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2010 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2909 / वा 0 क 0 — श्री वीरेन्द्र कुमार, बि ० वि ० से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर 
जिनकी सेवा वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या को 0प्र 0 / स्था0-13 / 2010 / 6936, दिनांक 28 जून 2010 के द्वारा 
विभाग को वापस की गई है, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2910 / वा 0 क 0 – श्रीमती प्रेमलता शर्मा, बि ० वि ० से0, सम्प्रति सहायक आयुक्त , भविष्य निधि 
निदेशालय, पंत भवन, पटना जिनकी सेवा वित्त विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या को 0प्र0 / स्था0-13 / 2010 / 6935 
दिनांक 28 जून 2010 के द्वारा विभाग को वापस की गई है, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2911 / वा 0 क 0 — श्री हिरेन्द्र कुमार, बि ० वि ० से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, 
हाजीपुर जिनकी सेवा वित्त विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या को 0प्र0 / स्था0-13 / 2010 / 6937 दनांक 28 जून 2010 
के द्वारा विभाग को वापस की गई है, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , खगड़िया अंचल , खगड़िया के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-2912 / वा0 क 0 — श्री संजय कुमार, वि 0वि 0 से0, वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल , 
कटिहार सम्प्रति वाणिज्य कर विभाग, बिहार , पटना मुख्यालय में प्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


30 जून 2010 
सं ० 6 / सं0-4-01 / 2008-2898 ( अनु०) / ( वा 0 क 0) -बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर पदाधिकारी (वेतनमान् 9,300-34,800 + ग्रेड पे 5,400 रु0 ) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम -5 में अंकित 
तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है : 


बिहार गजट, 14 जुलाई 2010 


15 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 


मूल 
वरीयता 
क्रमांक 


वर्तमान पदस्थापन 


सम्पुष्टि की 
तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री विश्वनाथ गुप्ता 


196 


वाणिज्य कर पदाधिकारी, चम्पारण अंचल, मोतिहारी । 


21-06-09 


2 


श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी 


341 


वाणिज्य कर पदाधिकारी, हाजीपुर अंचल , हाजीपुर । 


29-09-07 


3 


श्री दीपक कुमार सेन गुप्ता 


370 


26-04-08 


वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, 
मुजफ्फरपुर । 


4 


श्री अमरनाथ सिंह 


386 


वाणिज्य कर पदाधिकारी, समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर । 


29-01-10 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2010 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-04 / 10-6912 — कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
अधिसूचित / पदस्थापित निम्नांकित कर्मियों की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस किया जाता है : 


क्र . 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


अधिसूचना 
संख्या 


RDD - ID 

NO . 


गृह जिला 


सं . 


नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 
पंचायती राज 
विभाग 


1 


RDD/ 0023 

39 


6903 


श्री शिवनन्दन दास 


बांका 


ग्रामीण विकास 


2 


6904 


RDD/0008 

32 


श्रीमती रूपा कुमारी 

शर्मा 


वैशाली 


विभाग 


3 


6905 


RDD/0007 

86 


श्रीमती मंजू कुमारी 


दरभंगा 


अधिसूचित 
अनुमंडल /जिला का नाम 

7 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 

बेगूसराय, बेगूसराय 
कार्यपालक दंडाधिकारी , 

जमुई , जमुई 
कार्यपालक दंडाधिकारी , 

वारसोई, कटिहार 
कार्यपालक दंडाधिकारी , 

झंझारपुर, मधुबनी 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 

जमुई, जमुई 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 

तेघड़ा, बेगूसराय 
कार्यपालक दंडाधिकारी . 
पकडी दयाल , पूर्वी 


श्रीमती पुष्पा 


4 


6906 


RDD/0018 

90 


औरंगाबाद 


ग्रामीण विकास 

विभाग 
ग्रामीण विकास 

विभाग 
ग्रामीण विकास 

विभाग 
ग्रामीण विकास 
विभाग 


कुमारी 
श्रीमती सीमा रानी 

बोस 


5 


RDD/ 0006 

45 


6907 


मधुबनी 


6 


6908 


RDD/ 0023 

80 


श्रीमती आशा रानी 


खगडिया 


7 


6909 


RDD/0011 

04 


श्रीमती इन्दु 

शर्मा 


औरंगाबाद 


ग्रामीण विकास 

विभाग 


चम्पारण 


16 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


क्र . 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


अधिसूचना 
संख्या 


RDD - ID 

NO . 


गृह जिला 


सं . 


नाम 


का नाम 


अधिसूचित 
अनुमंडल / जिला का नाम 

7 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 


1 


2 


3 


5 


4 
श्री सरदार हरदयाल 

सिंह 


8 


RDD/0021 

38 


6910 


रोहतास 


रजौली, 


9 


RDD/ 0005 

01 


6911 


नवादा 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 
समस्तीपुर सदर, 

समस्तीपुर 


श्री सोमेश्वर प्रसाद 


6 
सहकारिता 

विभाग 
सांख्यिकी एवं 
मूल्यांकन 
निदेशालय 
सांख्यिकी एवं 
मूल्यांकन 
निदेशालय 


गया 


10 


6912 


RDD/0004 

60 


श्री सतीश कुमार 

मिश्र 


पटना 


कार्यपालक दंडाधिकारी, 
सीतामढी सदर , सीतामढी 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. उपरोक्त पदाधिकारी के पदस्थापन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएं एतद द्वारा विलोपित 
समझी जाय । 
3. उपरोक्त पदाधिकारी माह जुलाई, 2010 का वेतन आदि अपने पैतृक विभाग से प्राप्त करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


29 जून 2010 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-04 / 10-6935 — विभागीय संकल्प सं 0 460 , दिनांक 19 जनवरी 2010 सहपठित 
शुद्धि - पत्र सं 0 592 दिनांक 25 जनवरी 2010 तथा संकल्प सं0 2907 दिनांक 26 मार्च 2010 के आलोक में 
अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये क्रम सं 0 1 से क्रम सं0 13 पर अंकित चिन्हित 
विभागों के चिन्हित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करते हुए तथा क्रम सं 0 14 से क्रम सं0 23 पर अंकित 
कार्यपालक दंडाधिकारी को स्तंभ -7 से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ-8 में अंकित अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी 
के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाता है : 


क्र . 


अ ० 
सं 


पदाधिकारी का 


RDD 
ID NO . 


गृह जिला 


पैतृक विभाग का पूर्वधारित पद / 
नाम 

जिला का नाम 


नवपदस्थापित | पदस्थापित 
अनुमंडल का 

जिला का 
नाम 

नाम 


सं . 


नाम 


ख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


RDD /00 
1496 


6913 


सुश्री अर्चना 
गुप्ता 


7 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी, 
कटिहार 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


मुंगेर 


बेगूसराय सदर 


बेगूसराय 


श्री अजय कुमार 


2 


6914 


RDD /00 
0194 


बेगूसराय 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


जमुई सदर 


जमुई 


दास 


प्रसार 
पदाधिकारी, 

खगडिया 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी , 
सिवान 


3 


6915 


RDD/ 00 
0639 


श्रीमती कुमारी 
सीमा यादव 


पटना 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


जमुई सदर 


जमुई 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


17 


Зо 
सं 


क्र . 
सं . 


पदाधिकारी का 


RDD 
ID NO . 


गृह जिला 


पैतृक विभाग का पूर्वधारित पद । 
नाम 

जिला का नाम 


नवपदस्थापित | पदस्थापित 
अनुमंडल का 

जिला का 
नाम 

नाम 


नाम 


ख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


4 


6916 


RDD /00 
0909 


श्रीमती कमला 

कुमारी 


नालन्दा 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


बारसोई 


कटिहार 


7 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी, 

नालन्दा 
श्रम निरीक्षक , 

भोजपुर 


5 


6917 


RDD /00 
0286 


श्री राजीव रंजन 

निखार 


रोहतास 


श्रम विभाग 


झंझारपुर 


मधुबनी 


प्रसार 


6 


6918 


RDD /00 
1413 


श्री संजीत कुमार 


सारण 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


तेघडा 


बेगूसराय 


पदाधिकारी, 
सिवान 


श्री सुशील कुमार 


ग्रामीण विकास 


7 


6919 


RDD/00 
2027 


दरभंगा 


रजौली 


नवादा 


दास 


विभाग 


प्रसार 
पदाधिकारी, 
बेगूसराय 
पंचायत 
पर्यवेक्षक , 


8 


6920 


RDD /00 
0497 


श्री मोहिउद्दीन 


पटना 


पंचायती राज 
विभाग 


सीतामढी सदर 


सीतामढी 


श्री देवेन्द्र कुमार 


9 


6921 


RDD/00 
1186 


रोहतास 


श्रम विभाग 


गया सदर 


गया 


प्रभाकर 


नालन्दा 
श्रम निरीक्षक , 

औरंगाबाद 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी, 
अररिया 


10 


6922 


RDD/00 
1939 


श्रीमती शिल्पी 
कुमारी वैंध्या 


किशनगंज 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


मधेपुरा सदर 


मधेपुरा 


11 


RDD /00 
1208 


6923 


महिला प्रसार 
पदाधिकारी, 


श्रीमती शीला 
कुमारी 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


नवादा 


गया सदर 


गया 


नवादा 


12 


RDD/00 
1636 


6924 


महिला प्रसार 
पदाधिकारी , 


श्रीमती नमिता 

कुमारी 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


सहरसा 


बेनीपट्टी 


मधुबनी 


सहरसा 


13 


6925 


RDD /00 
0938 


श्री वैद्यनाथ साहु | समस्तीपुर 


कृषि विभाग 


दरभंगा सदर 


दरभंगा 


प्रखंड कृषि 
पदाधिकारी , 
मधुबनी 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 


14 


6926 


RDD/ 00 
0355 


श्री मनोरमा 
कुमारी 


भागलपुर 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


समस्तीपुर 

सदर 


समस्तीपुर 


गया सदर , 


गया 


15 


6927 


RDD/ 00 
1784 


डा 0 रत्ना 
श्रीवास्तव 


गोपालगंज 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 
मधेपुरा सदर, 

मधेपुरा 


छपरा सदर 


सारण 


18 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


ЗНО 


पदाधिकारी का 


क्र . 
सं . 


सं 


RDD 
ID NO . 


गृह जिला 


पैतृक विभाग का पूर्वधारित पद । 
नाम 

जिला का नाम 


नवपदस्थापित | पदस्थापित 
अनुमंडल का 

जिला का 
नाम 

नाम 


नाम 


ख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


7 
कार्यपालक 


ग्रामीण विकास 


दंडाधिकारी, 


16 


6928 


RDD /00 
0840 


श्रीमती सुनिता 

कुमारी 


बांका 


मनिहारी 


कटिहार 


विभाग 


छपरा सदर , 


सारण 


श्रीमती पूनम 


17 


6929 


RDD/00 
1139 


गोपालगंज 


ग्रामीण विकास 

विभाग 


पकडीदयाल 


पूर्वी 
चम्पारण 


शाही 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी , 
सुपौल सदर, 

सुपौल 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी , 


औरंगाबाद 


18 


6930 


RDD/ 00 
1267 


श्री कमल किशोर 

कर्ण 


पटना 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


औरंगाबाद 


बगहा, प ० 


सदर 


चम्पारण 


पूर्वी 


पश्चिमी 


19 


6931 


RDD /00 
1713 


श्री पृथ्वी चन्द 


कृषि विभाग 


बगहा 


चम्पारण 


चम्पारण 


20 


6932 


RDD /00 
0222 


सुश्री शोभा रानी 


भागलपुर 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


फारबिसगंज 


अररिया 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 
औरंगाबाद 
सदर , 
औरंगाबाद 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 
डुमराव, बक्सर 

कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 
फारबिसगंज, 

अररिया 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी, 
बक्सर सदर , 


श्री दीपक कुमार 


21 


6933 


RDD/00 
0939 


पटना 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


डुमराव 


बक्सर 


श्रीवास्तव 


पश्चिमी 


पूर्वी 


22 


6934 


RDD/ 00 
0955 


श्री मो 0 रैसुद्दीन 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


अरेराज 


चम्पारण 


चम्पारण 


बक्सर 


23 


6935 


पटना 


बक्सर 


अरेराज , 


कार्यपालक 

अनु ० जाति एवं 
RDD/ 00 श्री मो 0 

दंडाधिकारी, 
0887 

अनु ० जन जाति 

बक्सर सदर 
कलामुद्दीन 

पूर्वी 
कल्याण विभाग 

चम्पारण 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 
वर्षों, दोनों में से जो पहले हो , के लिए होगा । 

3. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


19 


11 


4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा | 

5. सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ 
उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा । 

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर 
निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जुलाई , 2010 
का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 

7. कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति अलग से प्रदत्त की जायेगी । 

8. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित 
जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह O ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


29 जून 2010 
सं 0 ग्रा ० वि०-2 / स्था0-1-02 / 10-6949 – प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
अधिसूचित / पदस्थापित निम्नांकित कर्मियों की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस किया जाता है 
क्र . अधि o पदाधिकारी का 

पैतृक विभाग अधिसूचित / पूर्वधारित 
RDD - ID NO . 

गृह 

जिला 
सं . सं ० 

नाम 

का नाम 

प्रखंड / जिला का नाम 
1 2 3 4 

5 6 

7 
6936 

सहकारिता प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
RDD/002099 श्री सुजीत कुमार 

पटना 
विभाग 

रामपुर, कैमूर 

प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
6937 
2 RDD/00736 श्री प्रवीण प्रसाद भागलपुर 

श्रम विभाग 

सलखुआ, सहरसा 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6938 


3 


RDD/001247 


श्री दीपक कुमार 


पटना 


श्रम विभाग 


रूपौली, पूर्णियां 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6939 


4 


RDD/ 001389 


श्रीमती कल्पना 

कुमारी 


मधुबनी 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


सासाराम, रोहतास 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6940 


5 


RDD/000096 


श्रीमती सुषमा 

रानी 
गुप्ता 


औरंगाबाद 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


खजौली, 

मधुबनी 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6941 


6 


RDD/000324 


श्रीमती माया शरण 


भोजपुर 


सहकारिता 
विभाग 


मरौना, सुपौल 


20 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


क्र . 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


अधि ० 
सं ० 


RDD - ID NO . 


गृह जिला 


अधिसूचित / पूर्वधारित 
प्रखंड / जिला का नाम 


सं . 


नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6942 


6 
सांख्यिकी 

एवं 
मुल्यांकन 
निदेशालय 


7 


RDD/000957 


श्री बिरेन्द्र कुमार 


पटना 


गोविन्दपुर , नवादा 


6943 


8 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 

धरहरा, मुंगेर 


RDD/ 002054 


श्री किसलय किशोर 


भोजपुर 


श्रम विभाग 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 


6944 


9 


RDD/000622 


श्री राम विजय 

पंडित 


सिवान 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


निर्मली , सुपौल 


6945 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
हरसिद्धि , पूर्वी चम्पारण 


10 


RDD/ 000847 


श्री कमल कुमार 


पटना 


श्रम विभाग 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6946 


11 


RDD/001475 


श्री प्रमोद कुमार 


पटना 


बेगूसराय सदर, बेगूसराय 


6947 


सांख्यिकी 

एवं 
मुल्यांकन 
निदेशालय 
ग्रामीण 
विकास 
विभाग 
ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
मंसूरचक , बेगूसराय 


12 


RDD/ 001451 


श्री रवीन्द्र कुमार 


जहानाबाद 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 


6948 


13 


RDD/ 001049 


श्री शत्रुधन रजक 


वैशाली 


बरहट , जमुई 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 


6949 


14 


RDD/000871 


श्री नुनू लाल 
चौधरी 


सुपौल 


श्रम विभाग 


बेनीपट्टी, मधुबनी 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. क्रम सं 0 1 से 5 तक अंकित पदाधिकारी के पदस्थापन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएं 
एतद द्वारा विलोपित समझी जाय । 

3. उपरोक्त तालिका का क्रम सं 0 6 से 14 पर अंकित पदाधिकारी अविलंब अपना प्रभार सौंप देंगे । 
4. उपरोक्त सभी पदाधिकारी माह जुलाई, 2010 का वेतन आदि अपने पैतृक विभाग से प्राप्त करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


21 


29 जून 2010 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-02 / 10-6967 —विभागीय अधिसूचना सं 0 447 दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा 
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं 0 447 दिनांक 19 जनवरी 2010 
सहपठित शुद्वि -पत्र सं 0 592 दिनांक 25 जनवरी 2010 तथा संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा लिये 
गये निर्णय के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्वीकृत पदो पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति होने तक 
अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये क्रम सं 0 1 से क्रम सं 0 11 पर अंकित चिन्हित 
विभागों के चिन्हित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करते हुए तथा क्रम सं0 12 से क्रम सं0 18 पर अंकित 
प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी को स्तंभ 7 से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ 8 में अंकित प्रखंड में 
प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 


: 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


क्र . 
सं . 


पदस्थापित जिला 


अधि o 
संख्या 


नवपदस्था 
पित प्रखंड 


RDD - ID NO . 


पूर्वधारित पद / 
जिला का नाम 


गृह जिला 


नाम 


का नाम 


का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


9 


6950 


1 


RDD/000099 


श्री जितेन्द्र कुमार 

सिंह 


बक्सर 


कृषि विभाग 


रामपुर 


कैमूर 


6951 


श्री अशोक कुमार 


2 


RDD/000647 


सुपौल 


सहकारिता 
विभाग 


सलखुआ 


सहरसा 


साह 


7 
प्रखंड कृषि 
पदाधिकारी , 

रोहतास 
सहकारिता 

प्रसार 
पदाधिकारी. 
सीतामढी 
पंचायत 
पर्यवेक्षक , 

नवादा 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी , 
रोहतास 


6952 


RDD/000209 


3 


श्री राजेश कुमार 


पटना 


पंचायती राज 
विभाग 


मरौना 


सुपौल 


6953 


RDD/ 000366 


4 


श्रीमती कलावती 

कुमारी 


रोहतास 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


गोविन्दपुर 


नवादा 


6954 


RDD/000584 


श्री रामविलास 


5 


भागलपुर 


श्रम विभाग 


श्रम निरीक्षक 


धरहरा 


मुंगेर 


राम 


6955 


RDD/001315 


6 


श्री राकेश कुमार 


रोहतास 


श्रम विभाग 


निर्मली 


सुपौल 


श्रम निरीक्षक , 

पूर्णियां 
पंचायत 


6956 


RDD/ 001361 


श्री जय प्रकाश 


7 


मुजफ्फरपुर 


पंचायती राज 
विभाग 


पर्यवेक्षक, 


हरसिद्धि 


पूर्वी चम्पारण 


साह 


6957 


RDD/ 000734 


प ० 


बेगूसराय 


co 


श्री सुरेश राम 


सहकारिता 
विभाग 


बेगूसराय 


चम्पारण 


सदर 


कटिहार 
सहकारिता 

प्रसार 
पदाधिकारी, 

कटिहार 
सहकारिता 

प्रसार 
पदाधिकारी , 
गोपालगंज 
पंचायत 
पर्यवेक्षक 
मुजफ्फरपुर 


6958 


RDD/000735 


9 


श्री अजय कुमार 

साह 


सारण 


सहकारिता 
विभाग 


मंसूरचक 


बेगूसराय 


6959 


RDD/ 001729 


10 


श्री अरूण कुमार 


वैशाली 


पंचायती राज 
विभाग 


बेनीपट्टी 


मधुबनी 


22 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


क्र . 
सं . 


पदस्थापित जिला 


अधि o 
संख्या 


नवपदस्था 
पित प्रखंड 


RDD - ID NO . 


पूर्वधारित पद / 
जिला का नाम 


गृह जिला 


नाम 


का नाम 


का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


6960 


7 
श्रम निरीक्षक 


RDD/000606 


श्री मनोज कुमार 


11 


भागलपुर 


श्रम विभाग 


मदनपुर 


औरंगाबाद 


दास 


नालन्दा 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, 


6961 


RDD/001512 


श्रीमती कुमारी 


12 


खगडिया 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


रूपौली 


पूर्णियां 


उषा सिन्हा 


6962 


RDD/001274 


श्री शिव कुमार 


13 


भोजपुर 


सहकारिता 
विभाग 


बिक्रमगंज 


रोहतास 


ठाकुर 


श्रीमती मधु 


6963 


RDD/001009 


कटिहार 


14 


कुमारी 


पूर्णियां 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


कटिहार 


सदर 


मदनपुर 
औरंगाबाद 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, 

कटिहार 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , 
बिक्रमगंज 

रोहतास 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 
बेनीपट्टी, 
मधुबनी 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 
मनिहारी , 

कटिहार 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी गया 


श्री नित्यानन्द 


6964 


RDD/000979 


पंचायती राज 


15 


पाण्डेय 


भोजपुर 


खजौली 


मधुबनी 


विभाग 


श्री सुबोध कुमार 


6965 


RDD/000444 


पंचायती राज 


16 


झा 


दरभंगा 


झंझारपुर 


मधुबनी 


विभाग 


श्री मिथिलेश 


6966 


RDD/ 000885 


17 


पटना 


श्रम विभाग 


सासाराम 


कुमार सिंह 


रोहतास 


सदर , गया 


श्री रेणु बाला 


6967 


RDD/001376 


18 


साह 


मुंगेर 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 
दरभंगा सदर , 

दरभंगा 


बरहट 


जमुई 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 
वर्षों, दोनों में से जो पहले हो , के लिए होगा | 

3. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 

4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा | 

सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ 
उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा | 

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर 
निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जुलाई, 2010 
का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 


5 . 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


23 


7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड 
से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
( ह 0 ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव | 


30 जून 2010 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-02 / 10-6996 — प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
अधिसूचित / पदस्थापित निम्नांकित कर्मियों की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस किया जाता है 
अधि o 
RDD - ID 

पैतृक विभाग का अधिसूचित / पूर्वधारित 
पदाधिकारी का नाम 
सं . संख्या NO . 

नाम 

प्रखंड /जिला का नाम 


क्र . 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


6992 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तर 


1 


RDD/ 000086 


श्री रविशंकर प्रसाद 


पटना 


अनु ० जाति एवं 
अनु ० जनजाति 
कल्याण विभाग 


कटैया , 


सहरसा 


6993 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 

हरलाखी, मधुबनी 


श्री कौशल किशोर 

रश्मि 


2 


पूर्णियां 


श्रम विभाग 


RDD/ 001077 


6994 


श्री विक्रम कुमार 

वैध 


3 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
मोहनपुर, समस्तीपुर 


किशनगंज 


श्रम विभाग 


RDD/000267 


6995 


श्री अमीर फतह 


4 


वैशाली 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
बाजपट्टी, सीतामढी 


सहकारिता विभाग 


RDD/ 000391 


अजम खान 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, 


6996 


5 


श्री अब्दुल रहमान 


पटना 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


RDD/ 001395 


कटरा, मुजफ्फरपुर 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. क्रम सं 0 1 से 4 पर अंकित पदाधिकारी की सेवा उनके अभ्यावेदन के आलोक में तथा क्रम सं 0 5 पर 
अंकित पदाधिकारी की सेवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से वापस की जाती है | 

3. उपरोक्त पदाधिकारी अविलंब अपना प्रभार सौंप देंगे | 
4. उपरोक्त सभी पदाधिकारी माह जुलाई, 2010 का वेतन आदि अपने पैतृक विभाग से प्राप्त करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव | 


30 जून 2010 
सं ० ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-02 / 10-7010 — विभागीय संकल्प सं 0 460 , दिनांक 19 जनवरी 2010 सहपठित 
शुद्धि- पत्र सं0 592 , दिनांक 25 जनवरी 2010 तथा संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26 मार्च 2010 के आलोक में 
अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकरी के पद पर पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारी को 


24 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटाते हुए एवं स्थानापन्न प्रभार देते हुये कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर पदस्थापित किया जाता है 


: 


क्र . 


पदाधिकारी का 


अधिसू 
चना 
संख्या 


RDD - ID 
NO . 


गृह 
जिला 


पैतृक 
विभाग का 


पूर्वधारित पद / 
जिला का नाम 


नवपदस्थापित पदस्थापित 
अनुमंडल का 


जिला का 


सं . 


नाम 


नाम 


नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


7009 


1 


RDD/00619 


श्री कमल कृष्ण 

सिन्हा 


पूर्णियां 


श्रम विभाग 


बेलसंड 


सीतामढी 


7 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , 
अंधराठाढी , 

मधुबनी 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, 

मांझा , 
गोपालगंज 


7010 


ग्रामीण 
विकास 


2 


RDD/ 002282 


श्रीमती उषा कुमारी 


सारण 


बाढ 


पटना 


विभाग 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 
वर्षों, दोनों में से जो पहले हो , के लिए होगा | 

3. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 

4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा | 

5. सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ 
उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा | 

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर 
निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जुलाई , 2010 
का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 

7. कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति अलग से प्रदत्त की जायेगी । 

8. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित 
जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव | 


30 जून 2010 
सं 0 ग्रा ०वि०-2 / स्था0-1-02 / 10-7008 — विभागीय अधिसूचना सं 0 447 दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा 
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं 0 460 दिनांक 19 जनवरी 2010 

पठित शुद्वि - पत्र सं 0 592 , दिनांक 25 जनवरी 2010 तथा संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा 
लिये गये निर्णय के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्वीकृत पदो पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति होने 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


25 


तक अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये क्रम सं0 1 से क्रम सं 0 5 पर अंकित 
चिन्हित विभागों के चिन्हित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करते हुए तथा क्रम सं 0 6 से क्रम सं0 12 
पर अंकित प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी को स्तंभ -7 से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ-8 में 
अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित 


किया जाता है 


क्र . 


पदाधिकारी का 


अधिसूच 
ना संख्या 


RDD 
ID NO . 


पैतृक 
गृह जिला | विभाग का 


पूर्वधारित पद / 
जिला का नाम 


नवपदस्थापित 
प्रखंड का नाम 


पदस्थापित 
जिला का 


सं . 


नाम 


नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


9 


6997 


श्रीमती 


6 
ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


RDD / 00 
0325 


1 


भागलपुर 


सत्तरकटैया 


सहरसा 


इन्दुबाला सिंह 


7 
महिला प्रसार 
पदाधिकारी, 

वैशाली 
प्रखंड कृषि 
पदाधिकारी, 

समस्तीपुर 
सहकारिता प्रसार 
पदाधिकारी, 


6998 


श्री रत्नेश 


2 


RDD / 00 
0907 


सारण 


कृषि 
विभाग 


मांझा 


गोपालगंज 


कुमार सिन्हा 


6999 


श्री ललन 


पूर्वी 


3 


RDD/ 00 
1265 


सहकारिता 
विभाग 


संग्रामपुर 


कुमार साह 


चम्पारण 


सारण 


श्रीमती 


7000 


4 


RDD/ 00 
1831 


मनीमाला 


सहरसा 


महिला प्रसार 
पदाधिकारी , 
मधेपुरा 


भरगावां 


अररिया 


कुमारी 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 
सांख्यिकी 

एवं 
मुल्यांकन 
निदेशालय 


7001 


श्री रिजवान 


5 


सिवान 


सांख्यिकी 
पर्यवेक्षक , 
गोपालगंज 


बाजपट्टी 


RDD /00 
0661 


सीतामढी 


अख्तर 


7002 


6 


RDD /00 
1595 


श्री शैलेन्द्र 

कुमार 


भोजपुर 


सहकारिता 
विभाग 


हरलाखी 


मधुबनी 


7003 


श्रीमती 


7 


RDD /00 

800 


दरभंगा 


ग्रामीण 
विकास 
विभाग 


मोहनपुर 


समस्तीपुर 


चन्द्रकान्ता 


ग्रामीण 


7004 


श्रीमती श्रुति 


8 


जहानाबाद 


देव 


औरंगाबाद 


RDD / 00 
0724 


कुमारी 


विकास 
विभाग 


प्रखंड विकास 

पदाधिकारी, 
जलालपुर , सारण 
प्रखंड विकास 

पदाधिकारी, 
भरगावां , अररिया 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , 

खानपुर , 
समस्तीपुर 
प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, देव , 

औरंगाबाद 
प्रखंड विकास 

पदाधिकारी, 
संग्रामपुर , पूर्वी 

चम्पारण 


7005 


RDD/ 00 
1902 


9 


श्रीमती 
राजेश्वरी 
कुमारी पोद्दार 


ग्रामीण 
विकास 


बेगूसराय 


खानपुर 


समस्तीपुर 


विभाग 


7006 


श्री दिनेश 


श्रम 


10 


मधुबनी 


कटरा 


मुजफ्फरपुर 


RDD/ 00 
0898 


कुमार 


विभाग 


26 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


पदाधिकारी का 


क्र . 
सं . 


अधिसूच 
ना संख्या 


RDD 
ID NO . 


पैतृक 
गृह जिला | विभाग का 


पूर्वधारित पद । 
जिला का नाम 


नवपदस्थापित 
प्रखंड का नाम 


पदस्थापित 
जिला का 


नाम 


नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


7 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी, बाढ , 


7007 


श्रम 


11 


RDD /00 
0015 


श्री उमेश प्रसाद 

सिंह 


मधुबनी 


जलालपुर 


सारण 


विभाग 


पटना 


पंचायती 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी , 


7008 


श्री लाल मोहन 


12 


अररिया 


अंधराठाढी 


RDD /00 
1025 


मधुबनी 


झा 


राज 
विभाग 


बेलसंड , 


सीतामढी 


5 . 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

2. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 
वर्षों, दोनों में से जो पहले हो , के लिए होगा | 

3. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 

4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा । 

सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ 
उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा । 

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर 
निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जुलाई, 2010 
का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड 
से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव | 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 100- डी ० टी ० पी । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


27 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
शुद्धि - पत्र 


पटना 


30 जून 2010 
सं ० 6 / सं0–4-01 / 2008-2899 ( अनु ०) / ( वा 0 क 0) -वाणिज्य कर विभाग , बिहार, 

की अधिसूचना 
संख्या-6 / सं0–4-01 / 2008-4435 , दिनांक 29 अक्तूबर 2009 के द्वारा बिहार वित्त सेवा के 08 पदाधिकारियों का 
वाणिज्य कर पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान् रु0 8,000-275-13,500 , औपबंधिक पुनरीक्षित वेतनमान् रु0 15,600-39,100 
+ ग्रेड पे 5,400 ) के पद पर सेवा सम्पुष्ट किया गया है, के क्रमांक 6 के स्तम्भ -2 में " श्री मो 0 क्यामुल हक अंसारी के स्थान 
पर " श्री क्यामुल हक अंसारी " पढ़ा जाय । 
2. उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव, । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 
शुद्धि - पत्र 


5 मार्च 2010 
सं ० IV / स्था ०( रा0)ई - 810 / 2009-588 — विभागीय अधिसूचना संख्या -358 , दिनांक 9 फरवरी 2010 में उल्लिखित 
श्री "मोहन कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , अररिया को " श्री मोहन कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, भोजपुर, आरा पढ़ा 


जाय । 


उक्त अधिसूचना को इस आशय तक संशोधित समझा जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग सिवान । 


कार्यालय आदेश 

15 जून 2010 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2009-43-1629 — समाहर्ता- सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति , सिवान के पत्रांक 
812 / स्था 0 दिनांक 13 अक्तूबर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की 
बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनिांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस 
कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई । जॉच 
समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री छोटेलाल पंडित पिता स्व 0 राजवंशी पंडित, भूतपूर्व परिभ्रमक , सारण नहर प्रमंडल , 
की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200-20200 + ग्रेड पें 1800 एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित 
निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक 
अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 26 जून 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी 
नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 


28 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


- 


2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 राजवंशी पंडित के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री छोटेलाल पंडित पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरुद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री छोटेलाल पंडित की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक 
जन्म -तिथि से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट 
होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


होगी । 

11 योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री छोटेलाल पंडित , से भरण पोशण पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र सं 0 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं 
उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
राम पुकार 

रंजन, मुख्य 

अभियंता । 


1 


16 जून 2010 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-113 / 2008-51-1675 — समाहर्ता - सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण के पत्रांक 178 
( मु० ) / स्था o, दिनांक 30 अप्रील 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण की दिनांक 30 अप्रील 2010 की 
बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रूदल मॉझी पिता, स्व 0 अम्बिा मॉझी, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल, 
मढौरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु० 4440-7440 ग्रेड पे -1300 एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते 
अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण 
नहर प्रमंडल , मढौरा के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी 
जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 अम्बिका मॉझी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री रूदल मॉझी पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरुद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र हर 
में 

प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री रूदल मॉझी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 


हालत 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


29 


9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक 
जन्म - तिथि से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट 
होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10 योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री रूदल मॉझी, से भरण - पोषण - पत्र एवं विवाह में तिलक - दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र सं0 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं 
उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
राम पुकार रंजन , मुख्य अभियंता । 


- 


16 जून 2010 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-118 / 2009-52-1676 — समाहर्ता - सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण के पत्रांक 178 
( मु ०) / स्था o, दिनांक 30 अप्रील 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण की दिनांक 30 अप्रील 2010 की 
बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री विनोद कुमार पिता, स्व0 धर्मेन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल , 
मढौरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु ० 4440-7440 ग्रेड पे -1300 एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते 
अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण 
नहर प्रमंडल, मढौरा के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी 
जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 धर्मेन्द्र कुमार के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री विनोद कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरुद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र हर 
हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री विनोद कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक 
जन्म - तिथि से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट 
होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, से भरण - पोषण - पत्र एवं विवाह में 
तिलक - दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव , वित्त विभाग के पत्र सं0–1964 दि 0 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं 
उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
राम पुकार रंजन , मुख्य अभियंता । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2010 
सं ० 4 ( न) नीति -102 / 2001-3755 — चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायत -सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा) 
का आम निर्वाचन , अगस्त , 2010 में कराने का निर्णय लिया है , 

और, चूंकि , उक्त प्रयोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रत्येक 
निर्वाचन के पूर्व वार्डों / पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है, 


30 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त 
नगर पंचायत का आम निर्वाचन, 2010 के लिए निम्नवत् वार्डों / पार्षदों की संख्या नियत की जाती है: 


क्र ० सं ० 


नगर निकाय का नाम 


नियत वार्डों / पार्षदों की संख्या 


1 


2 


3 


1 


नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा ) 


15 (पन्द्रह ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव - सह -निदेशक । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


आदेश 

16 जून 2010 
सं ० 4 / वि0-1-114 / 2009 - सा0-5835 — विभिन्न विभागों एंव क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा - निवृत्त पदाधिकारियों एंव 
कर्मियों की सेवायें संविदा पर लिये जाने के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2804, दिनांक 29 मार्च 2010 की 
कंडिका -4 में संबंधित पदों का उल्लेख किया गया है । 

2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या 2804, दिनांक 29 मार्च 2010 की कंडिका-6 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 
कंडिका -4 में उल्लिखित पदों में सचिवालय आशुलिपिक एंव क्षेत्रीय कार्यालय ( समाहरणालय) के आशुटंकक पद को भी 
शामिल करते हुए सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिकी संवर्ग एंव क्षेत्रीय कार्यालय ( समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग के 
सेवा - निवृत्त कर्मियों को भी संविदा पर लिये जाने का प्रावधान किया जाता है । 

3. उक्त संवर्ग में संविदा पर सेवायें लिये जाने के संबंध में निर्गत संकल्प की कंडिका -5 में अंकित शर्त एंव प्रक्रिया 
लागू होगी तथा इस संवर्ग में संविदा पर सेवायें लेने के लिये जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ही कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अजय कुमार चौधरी , उप - सचिव । 


। 


पशुपालननिदेशालय 


आदेश 


1 दिसम्बर 2009 


सं 0 2 स्था 0(5)226 / 09–4647_जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पूर्णियाँ के ज्ञापांक -104 / स्था ० 
दिनांक 18 फरवरी 2009 की अनुशंसा एवं उक्त अनुशंसा की सम्पुष्टि पत्रांक 644 / स्था o, दिनांक 23 जुलाई 2009 के आलोक में श्री 
शम्भू कुमार यादव, पुत्र स्व 0 गांगो यादव का वर्तमान पता- ग्राम + पोस्ट - हरदा, थाना -मरगा, जिला - पूर्णियाँ को वर्ग तीन, पशुधन 
सहायक के पद पर वेतनमान रुपये - 3050-75-3950-80-4590 में नियुक्त कर क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ 
के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है । 

( 2) इनकी जन्म - तिथि 30 जनवरी , 1985 (तीस जनवरी उन्नीस सौ पचासी) । 
( 3) यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी हैं और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
( 4) योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
(5) योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा – भत्ता देय नहीं होगा । 

(6) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण 
का पूर्व उत्तरदायित्व उन पर होगी । इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर अर्थात कारण पृच्छा कर उनकी 
सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 


- 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


31 


(7) यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है तो किसी 
भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी । 

( 8) योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति - पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 
3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्ति कर्ता पदाधिकारी से नियुक्ति - पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे । यदि 
3 माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो सम्बन्धित नवनियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक 
की नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है । 

आदेश से , 
डा 0 एन 0 सरवण कुमार,निदेशक । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


और, 


चूँकि , 


अधिसूचनाएं 

15 जून 2010 
सं ०1 स्था०-168 / 2006-1037वि ० स ० — चूँकि , बिहार विधान- सभा सचिवालय में पदों के गठन , संरचना , उसकी संख्या 
और वेतनमान के संबंध में आर्थिक विषयक मंत्रिमंडलीय उप - समिति ने अपनी अनुशंसाएँ की थीं जो दिनांक 6 नवम्बर 2002 के 
प्रभाव से तदर्थ रूप से लागू है लेकिन दिए गए अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं किया जा सका है; 

उक्त समिति के प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने अपने असैनिक सचिवालय में पदों के गठन , 
संरचना , उसकी संख्या और सेवा के शर्तों के संबंध में समय - समय पर विभिन्न नियमावली एवं विनियमावली बनाकर कई प्रावधान 
बनाए हैं और आवश्यक परिवर्तन किए हैं । 

और , चूँकि , बिहार विधान- सभा सचिवालय की कार्य प्रकृति लोक सभा सचिवालय की कार्य प्रकृति के बिल्कुल समरूप 
है और वह कुछ ऐसी है कि यहाँ के पदों के गठन , संरचना एवं उस पर नियुक्ति के लिए योग्यताएँ , अर्हता एवं अनुभव वगैरह 
के संबंध में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय से भिन्न लोक सभा सचिवालय की तरह की व्यवस्था को प्राथमिकता देना 
अपेक्षित है ; 

और, चूँकि , बिहार विधान- सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 1964 ( इसके बाद से नियमावली के रूप 
में उद्धृत ) के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार सभा सचिवालय के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के संबंध में उक्त नियमावली में 
स्पष्ट प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के लिए लागू सेवा 
शर्ते संबंधी प्रावधान आवश्यक रूप भेद कर लागू किए जाने की व्यवस्था है ; 

अतएव , अध्यक्ष , बिहार विधान- सभा, नियमावली के नियम -3 , 4 , 5 , 9 एवं 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत के संविधान के अनुच्छेद-187 के प्रावधानों के मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर वित्त विभाग के परामर्श से बिहार 
विधान - सभा सचिवालय में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के लिए गठित आशुलिपिकीय सेवा के समरूप सेवा गठन के 
संबंध में निम्न आदेश जारी करते हैं 

बिहार विधान सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदेश , 2010 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : - ( I ) यह आदेश "बिहार विधान सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदेश , 2010 " कहा 
जा सकेगा । 

( II ) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
2. परिभाषा : - इस आदेश में जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो 
( क ) “ अध्यक्ष " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा के अध्यक्ष । 
( ख ) “ आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग । 
( ग ) “ नियमावली " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 1964 । 
( घ ) “ सेवा " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय आशुलिपिक सेवा । 
( ङ ) “ परिशिष्ट " से अभिप्रेत है इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट । 


32 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


. 


वैसे अन्य सभी शब्द अथवा पदावली जिसे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो नियमावली में 
दिया गया है । 

3. सेवा का गठन :- इस सेवा में निम्नलिखित पद होंगे - 

( i ) प्रधान आप्त सचिव , 
(ii ) आप्त सचिव , 
( iii ) निजी सहायक , 

(iv ) आशुलिपिक । 

4. सेवा का बल :- सेवा का बल नियमावली के प्रथम अनुसूची में स्वीकृत बल और तत्पश्चात् समय- समय पर उसके 
नियम 3 ( 2 ) के अधीन वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृत बल के अनुसार होगा : 

परन्तु यह कि इस आदेश के अनुसार प्रथम स्वीकृत बल गठन के बाद आवश्यकतानुसार नियमावली के नियम 3 (2 ) के 
उपबंधों के अधीन समय - समय पर पद सृजन अथवा पद समाप्ति या पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी कर सेवा बल पुनरीक्षित 
किया जा सकेगा । 

5. नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत आशुलिपिक ग्रूप डी , निजी सहायक , आप्त सचिव , अपर आप्त 
सचिव , अवर सचिव (निजी सहायक ) और उप - सचिव ( निजी सहायक ) सवंर्ग के सभी कर्मी स्वतः इस सेवा के सदस्य समझे 
जाएंगे और उनका पदनाम परिशिष्ट क के अनुसार क्रमशः आशुलिपिक , निजी सहायक , आप्त सचिव, प्रधान आप्त सचिव समझा 
जायेगा और उप सचिव ( निजी सहायक ) का पद समाप्त हो जायेगा । 

6. सेवा में भरती :-( 1 ) सेवा में प्रवेश बिन्दु आशुलिपिक का होगा , जिस पर भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर 
की जायेगी । 

( 2 ) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेज 
दी जायेगी । आयु की अर्हता 1 ली जनवरी के आधार पर होगी । 

( 3 ) भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता तथा भरती की प्रक्रिया नियमावली के उपबंधों के अनुसार होगी । 

7. परीक्ष्यमान अवधि :- ( 1 ) आदेश 6 के तहत भरती किये गये आशुलिपिक को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान 
घोषित किया जायेगा । नियमावली के नियम 7 के उपबंधों के अधीन परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी , जिसे सेवा तथा 
कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने पर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा । बढ़ायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने 
पर परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त आशुलिपिक को सेवा मुक्त किया जा सकेगा । 

( 2 ) ऐसे परीक्ष्यमान आशुलिपिक जिन्होंने परीक्ष्यमान अवधि में आदेश 8 में उल्लिखित प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से 
पूरा की है और आदेश 9 के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है , की सेवा सम्पुष्ट किया जा सकेगा । 

8. प्रशिक्षण :- परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस 
सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और कार्यक्रम संस्थान के परामर्श से निर्धारित 
किया जायेगा । 

9. विभागीय परीक्षा :- ( 1 ) विभागीय परीक्षा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय परीक्षा समिति , राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी । 
उक्त परीक्षा 100 अंकों की होगी । 

( 2 ) विभागीय परीक्षा आशुलेखन और टंकण की जाँच के लिये होगी जिसमें आशुलेखन और टंकण मशीन तथा कम्प्यूटर 
पर टंकण की गति की जाँच का मापदंड वही होगा जो नियमावली के नियम 8 के अधीन लोक सभा एवं राज्य सभा में कार्यरत 
आशुलिपिक अथवा समकक्ष पदधारकों की योग्यता जाँच के लिये तत्समय निर्धारित होगा , अन्यथा मापदंड के अभाव में जैसा अध्यक्ष 
आदेश द्वारा जाँच का मापदंड निर्धारित करें । 

( 3 ) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि तब तक रूकी रहेगी , जब 
तक कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर ली जाती है । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


33 


10. सेवा में वरीयता क्रम का निर्धारण : सेवा के सदस्यों का वरीयता क्रम का निर्धारण नियमावली के अधीन अध्यक्ष 
द्वारा वरीयता क्रम निर्धारण हेतु बनाये गये नियमों और उसके अभाव में राज्य सरकार द्वारा समरूप सेवा बल के सदस्यों के वरीयता 
क्रम निर्धारण हेतु बनाये गये नियमों के आधार पर होगा । 

11. प्रोन्नति :- ( 1 ) इस सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी 

(i ) आशुलिपिक से निजी सहायक के पद पर 
( ii ) निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर 

( iii ) आप्त सचिव से प्रधान आप्त सचिव के पद पर । 

( 2 ) प्रोन्नति योग्यता- सह - वरीयता के अनुसार होगी , जो नियमावली के नियम 4 के उपबंधों के अधीन गठित विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी । 

( 3 ) नियमावली के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कालावधि और वैसे निर्धारण के अभाव में राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित तथा समय - समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि को पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा । 

( 4 ) इस आदेश के लागू होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत निजी सहायकों, आप्त सचिवों, अपर आप्त सचिवों , अवर 
सचिवों (निजी सहायक संवर्ग ) एवं उप सचिवों ( निजी सहायक सवंर्ग ) को मात्र राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के 
लिये 

कम्प्यूटर के ज्ञान की जाँच हेतु आयोजित परीक्षा में नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के दो वर्ष के अंदर उत्तीर्ण होना 
अनिवार्य होगा । ऐसी उत्तीर्णता के बाद ही उन्हें प्रोन्नति पर विचार की अनुमान्यता होगी, परन्तु आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 
50 वर्ष की आयु से ऊपर के ऐसे कर्मी को उक्त अनिवार्यता से छूट रहेगी । 

12. इस आदेश के किसी प्रावधान के सम्बन्ध में यदि कोई शंका हो तो अध्यक्ष द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी । 

13. आदेश जारी करने की शक्ति इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यकतानुसार अध्यक्ष 
समय - समय पर आदेश जारी कर सकेंगे । 

14. विखंडन और व्यावृत्ति :- आदेश में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ , इस आदेश के समरूप और 
इसके प्रारंभ से तुरत पहले लागू सभी नियम, विनियम, आदेश या अनुदेश इसके द्वारा विखंडित किये जाते हैं 

परन्तु इस प्रकार विखंडित नियमों, विनियमों, आदेशों या अनुदेशों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, इस आदेश के समरूप 
उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जायेगी । 

परिशिष्ट क 


क्रम 


पद नाम ( पुराना ) 


पद नाम ( नया ) 


संख्या 


1 . 


उप - सचिव ( निजी सहायक ) 


2 . 


अवर सचिव (निजी सहायक ) 


रिक्त सभी पद समाप्त । अगर इस पद पर कोई कार्यरत 
है तो उनकी सेवा -निवृत्ति या अन्य कारणों से पद रिक्त 
होने पर समाप्त । 
प्रधान आप्त सचिव । 
आप्त सचिव 
निजी सहायक 
आशुलिपिक 


3 . 


अपर आप्त सचिव । आप्त सचिव 


4 . 


निजी सहायक 
आशुलिपिक ग्रूप डी 


5 . 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव । 


34 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


15 जून 2010 
सं ०1 स्था०-168/ 2006-1035वि ० स ० — चूँकि बिहार विधान- सभा सचिवालय में पदों के गठन , संरचना , उसकी संख्या और 
वेतनमान के संबंध में आर्थिक विषयक मंत्रिमंडलीय उप - समिति ने अपनी अनुशंसाएं की थीं जो दिनांक 6 नवम्बर 2002 के प्रभाव 
से तदर्थ रूप से लागू है लेकिन दिए गए अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं किया जा सका है; 

और , चूँकि , उक्त समिति के प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने अपने असैनिक सचिवालय में पदों के गठन , 
संरचना, उसकी संख्या और सेवा के शर्तों के संबंध में समय- समय पर विभिन्न नियमावली एवं विनियमावली बनाकर कई प्रावधान 
बनाए हैं और आवश्यक परिवर्तन किए हैं ; 

और , चूँकि , बिहार विधान- सभा सचिवालय की कार्य प्रकृति लोक सभा सचिवालय की कार्य प्रकृति के बिल्कुल समरूप 
है और वह कुछ ऐसी है कि यहाँ के पदों के गठन , संरचना एवं उस पर नियुक्ति के लिए योग्यताएँ , अर्हता एवं अनुभव वगैरह के 
संबंध में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय से भिन्न लोक सभा सचिवालय की तरह की व्यवस्था को प्राथमिकता देना अपेक्षित 
है । 

और, चूँकि , बिहार विधान - सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 1964 ( इसके बाद से नियमावली के रूप 
में 

उद्धृत के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार सभा सचिवालय के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के संबंध में उक्त नियमावली में 
स्पष्ट प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के लिए लागू सेवा 
शर्ते संबंधी प्रावधान आवश्यक रूप भेद कर लागू किए जाने की व्यवस्था है; 

अतएव, अध्यक्ष , बिहार विधान- सभा , नियमावली के नियम -3, 4, 5, 9 एवं 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत के संविधान के अनुच्छेद-187 के प्रावधानों के मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर वित्त विभाग के परामर्श से बिहार 
विधान - सभा सचिवालय में राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के लिए गठित लिपिकीय सेवा के समरूप सेवा गठन के संबंध में 
निम्न आदेश जारी करते हैं : 

बिहार विधान - सभा सचिवालय लिपिकीय सेवा आदेश , 2010 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : - (I ) यह आदेश " बिहार विधान - सभा सचिवालय लिपिकीय सेवा आदेश , 2010 " कहा जा 
सकेगा । 

(II) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
2. परिभाषाएँ : - इस आदेश में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो 
( क ) 

" अध्यक्ष " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा के अध्यक्ष ; 
( ख ) " आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ; 
( ग ) " सभा सचिवालय " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय ; 
( घ ) “नियत तिथि " से अभिप्रेत है इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि ; 
( ङ ) “ नियमावली " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 1964 ; 
( च ) “ नियुक्ति प्राधिकार " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 1964 

के नियम 6 ( क ) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उल्लिखित अध्यक्ष; 
( छ ) " परिवीक्षाधीन से अभिप्रेत है कनीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप में नियुक्त व्यक्ति ; 
( ज ) सामान्य वरीयता सूची " से अभिप्रेत है नियत तिथि को यथास्थित और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाये 

जाने वाली नियमावली के अनुसार समय- समय पर पुनरीक्षित सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची जिसका 

बिहार विधान - सभा सचिवालय के स्थापन शाखा द्वारा संधारित किया जायेगा ; 
( झ ) “ सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति " से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर 

अनुशंसित और नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कनीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति ; 
( ञ ) “ सेवा " से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय लिपिकीय सेवा ; 

( ट ) “ कोटि " से अभिप्रेत है आदेश 3 में विनिर्दिष्ट कोटि । 

वैसे अन्य सभी शब्द अथवा पदावली जिसे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो नियमावली में 
दिया गया है । 


" 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


35 


3. सेवा का गठन : - ( 1 ) इस सेवा में दो कोटियाँ होंगी 

( क ) वरीय लिपिक 

( ख ) कनीय लिपिक 
( 2 ) उप - खंड ( 1 ) में उल्लिखित वरीय लिपिक और कनीय लिपिक के पद राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के 
लिये गठित क्रमशः उच्च वर्गीय लिपिक और निम्नवर्गीय लिपिक के समकक्ष होगा । 

4. संवर्ग : - इस सेवा का संवर्ग अलग होगा ; अर्थात् यह सेवा सभा सचिवालय के सामान्य संवर्ग से भिन्न होगा । 

5. सेवा का अधिकृत बल :- सेवा का बल नियमावली के प्रथम अनुसूची में उल्लिखित तथा नियत तिथि के पूर्व 
समय - समय पर नियमावली के नियम 3 (2 ) के अन्तर्गत स्वीकृत बल के अनुसार होगा और तत्पश्चात् समय - समय पर उसके नियम 
3 ( 2 ) के उपबंधों के अधीन आवश्यकता अनुसार पद सृजन अथवा पद समाप्ति या पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी कर सेवा 
बल पुनरीक्षित किया जा सकेगा : 

परन्तु , यह कि सभा सचिवालय में नियत तिथि को नियमावली के प्रथम अनुसूची में उल्लिखित तथा उसके पूर्व समय 
समय पर नियम 3 ( 2 ) के टंककों/विपत्रलिपिकों/ दिनचर्यालिपिकों के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत कनीय लिपिक की कोटि का 
और 50 प्रतिशत वरीय लिपिक कोटि का समझा जायेगा । अतिरिक्त विषम संख्या वाले पद कनीय लिपिक की कोटि में समझे 


जायेंगे ; 


होंगे । 


परन्तु , यह और कि वरीय लिपिक का कार्यरत बल 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कार्यरत वरीय लिपिक की सेवानिवृत्ति 
या प्रोन्नति होने तक ऐसा पद वरीय लिपिक का पद समझा जायेगा ; 

परन्तु , यह और कि वरीय लिपिक का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं हो जायेगा तब तक वरीय लिपिक के 
पद पर प्रोन्नति नहीं दी जायेगी । 

6. आरक्षण :- सेवा में नियुक्ति / प्रोन्नति में नियमावली के नियम 4( 3 ) में निहित उपबंध तथा राज्य सरकार द्वारा 
समय - समय पर आरक्षण के निमित्त किये जाने 

वाले प्रावधान लागू 
7. कनीय लिपिक में भर्ती :- ( 1 ) कनीय लिपिक के पद पर भरती हेतु न्यूनतम योग्यता/ अर्हता तथा भर्ती की प्रक्रिया 
नियमावली के उपबंधों के अनुसार होगी । 

( 2 ) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेज 
दी जायेगी । आयु की अर्हता 1 ली जनवरी के अनुसार होगी । 

( 3 ) कनीय लिपिक कोटि के स्वीकृत बल का पच्चासी ( 85 ) प्रतिशत पद सीधी भर्ती से आयोग द्वारा इस उद्देश्य से 
आयोजित प्रतियोगिता के आधार पर भरा जायेगा ; 

परन्तु , यह कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों का अधिक - से- अधिक पाँच (5 ) प्रतिशत पद ऐसे सरकारी सेवक , 
जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गया हो , के आश्रितों के बीच से , विहित प्रक्रियानुसार एवं इस कोटि में नियुक्त होने के लिये सभी 
अर्हताएँ धारित करने पर , अनुकम्पा के आधार पर , नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी । 

( 4 ) नियत तिथि को सभा सचिवालय में निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत और अनुकंपा के आधार पर 
निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त और कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वतः समाहित समझे जायेंगे ; 

परन्तु यह कि वैसे निम्नवर्गीय लिपिक जो इस सेवा में स्वतः शामिल समझे गये हों और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 
वर्षों से कम हो , को नियत तिथि से दो वर्षों के अंदर टंकण एवं कम्प्यूटर में नियमावली के नियम 8 के अधीन यथा सभा 
सचिवालय द्वारा निर्धारित योग्यता हासिल कर लेनी होगी । उक्त अवधि के अंदर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें कोई 
वेतनवृद्धि देय नहीं होगी । 

( 5 ) स्वीकृत बल का शेष पंद्रह ( 15 ) प्रतिशत पद सभा सचिवालय की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह घ के , 
नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यताएँ/ अर्हताएँ धारित करने वाले कर्मियों से आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर भरे जायेंगे । 

( 6 ) उप - खंड ( 2 ) के उपबंधों के अध्याधीन सभा सचिवालय में कनीय लिपिक के पदों की रिक्तियों की आरक्षण 
कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी । 


36 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


( 7 ) उप - खंड ( 3 ) एवं ( 5 ) में संदर्भित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये अर्हता, नियम , पाठ्यक्रम आदि वही होंगे जो 
नियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाय । 

8. परिवीक्षा अवधि :- कनीय लिपिक कोटि में कोई भी नियुक्ति, चाहे वह सीधी भरती द्वारा हो या सीमित प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर , नियमावली के नियम 7 के उपबंधों के अधीन प्रारंभ में परिवीक्षा पर होगी । परिवीक्षा की 
अवधि दो वर्षों की होगी , जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी । 

परन्तु , यह कि नियत तिथि के पूर्व से कनीय लिपिक के रूप में नियुक्त कर्मियों को नियत तिथि के प्रभाव से परिवीक्षा 
पर नियुक्त माना जायेगा । 

परन्तु , यह और कि परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी । विस्तारित अवधि में भी 
सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा । 

9. प्रशिक्षण :- परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस 
संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और कार्यक्रम संस्थान के परामर्श से निर्धारित किया 
जायेगा । 

10. सम्पुष्टि : - (1 ) कनीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति , संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये 
जाने पर और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तीर्ण होने पर , नियुक्ति प्राधिकार द्वारा 
सम्पुष्ट किया जा सकेगा । 

( 2 ) उप - खंड ( 1 ) में उल्लिखित जाँच का संचालन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा । उप - खंड ( 1 ) और खंड 7 के 
उप - खंड ( 4 ) के परन्तुक तथा खंड 12 के उप - खंड (3 ) के परन्तुक के अधीन टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता जाँच के लिए 
प्रक्रिया आदि का निर्धारण नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये राजस्व पर्षद के परामर्श से किया जायेगा । 

( 3 ) कनीय लिपिक की कोटि में नियुक्त कर्मियों को टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तीर्ण हुये बिना 
वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी । 

11. कनीय लिपिक कोटि में वरीयता का निर्धारण :- ( 1 ) सेवा में सम्मिलित कर्मियों की एक अलग वरीयता सूची होगी । 

( 2 ) खंड 7 के उप - खंड (3 ) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा 
अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी । 

( 3 ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनकी नियुक्ति तिथि के अनुसार होगी । 

( 4 ) किसी वर्ष में खंड 7 के उप खंड ( 3 ) के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 
सभी कर्मी अथवा खंड 7 के उप - खंड ( 5 ) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उस वर्ष में अनुकंपा के आधार पर सामूहिक रूप से 
नियुक्त सभी कर्मियों से वरीय होंगे । 

( 5 ) खंड 7 के उप - खंड (5 ) के अधीन नियुक्त व्यक्ति की आपसी वरीयता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के 
योग्यता सूची के अनुसार होगी । 

( 6 ) किसी भर्ती वर्ष में खंड 7 के उप - खंड (5 ) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उसी भरती वर्ष में खंड 7 के उप - खंड 
( 3 ) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे । 

12. वरीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नति :- ( 1 ) इस कोटि में स्वीकृत बल कनीय लिपिक कोटि के उन लिपिकों में से 
वरीयता - सह - योग्यता के आधार पर भरा जायेगा जो सम्पुष्ट हों तथा नियमावली के अधीन सभा सचिवालय द्वारा एवं उपबंध के 
अभाव में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर पुनरीक्षित कालावधि पूरा करते हों । 

( 2 ) वरीय लिपिक कोटि में प्रोन्नति नियमावली के नियम 4 के उपबंधों के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा पर की जा सकेगी । 

( 3 ) सभा सचिवालय में नियत तिथि को कार्यरत सभी टंकक , दिनचर्यालिपिक एवं विपत्र लिपिक इस सेवा के वरीय 
लिपिक की कोटि के स्वतः सदस्य हो जायेंगे ; 

परन्तु , यह कि वैसे टंकक , दिनचर्या लिपिक और विपत्र लिपिक , जो वरीय लिपिक कोटि में स्वतः आमेकित किये गये हैं 
और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्षों से कम हो , को नियत तिथि से दो वर्षों के अंदर टंकण एवं कम्प्यूटर से टंकण में 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


37 


नियमावली के नियम 8 के अधीन निर्धारित योग्यता हासिल कर लेनी होगी । उक्त अवधि के अंदर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने 
पर आगे उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी । 

13. सामान्य वरीयता सूची :- इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची इस आदेश के उपबंधों तथा जहाँ उपबंध का अभाव हो 
वहाँ राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा असैनिक सचिवालय स्थित समरूप सेवा के कर्मियों के लिये वरीयता निर्धारण 
हेतु बनाये गये विनियमावली के उपबंधों के अधीन सभा सचिवालय के स्थापन शाखा द्वारा तैयार और संधारित की जायेगी । 

14. निर्वचन :- जहाँ इस आदेश के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो , वहाँ वह विषय 
अध्यक्ष को निदेशित किया जायेगा , जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा । 

15. आदेश जारी करने की शक्ति : - इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यकतानुसार अध्यक्ष आदेश 
जारी कर सकेंगे । 

16. विखंडन और व्यावृत्ति :- आदेश में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ , इस आदेश के समरूप और 
इसके प्रारंभ से तुरत पहले लागू सभी नियम, विनियम , आदेश या अनुदेश इसके द्वारा विखंडित किये जाते हैं 

परंतु इस प्रकार विखंडित नियमों, विनियमों, आदेशों या अनुदेशों के अधीन की गई कोई कार्रवाई , इस आदेश के समरूप 
उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जायेगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव । 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2010 
सं ० विज्ञा० 46-2 / 08 / 32-336 - सू० ज ० स ०वि ० — बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के आलोक में दिनांक 25 मई 2010 
को आयोजित "विज्ञापन अधिकृत समिति की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सरकारी 
विज्ञापन हेतु निम्नलिखित टी 0 वी0 चैनलों को राज्य सरकार के स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जाता है : 

आज तक - दिल्ली 
न्यूज एक्स - नोएडा, दिल्ली 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
निर्मला खाखा, अवर सचिव । 


1 . 
2 . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 120 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


38 


बिहार गजट , 14 


जुलाई 2010 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


39 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय, प्रेस और फॉर्स, बिहार, गया 


सं ० 144 / क्रय — बिहार गवर्नमेन्ट प्रेस एवं फार्स, गया में वर्ष 2010-11 के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों के क्रय 
हेतु निर्माताओं / निर्माताओं के अधिकार प्राप्त एजेन्टों एवं स्टौकिस्टों से उनके लेटर पैड पर निम्न शर्तों पर निविदा आमंत्रित 
की जाती है । 

1. निविदा दो प्रकार की होगी । 

( क ) तकनीकि निविदा 

( ख ) वित्तीय निविदा 

उपरोक्त दोनों प्रकार की निविदायें अलग - अलग मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए । तकनीकि एवं वित्तीय निविदा 
लिफाफा में लिखा होना चाहिए । सर्वप्रथम तकनीकि निविदा खोली जायेगी। जिनका तकनीकि निविदा सही पाये जायेगे 
केवल उन्हीं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा । 

2. निविदा को अभिकर्ता या स्टौकिस्ट होने का प्रमाण - पत्र बिहार बिक्री कर / आयकर का अद्यतन भुगतान 
प्रमाण - पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा । 

3. निविदा के साथ अधीक्षक, बिहार गवर्नमेंट प्रेस एवं फार्स, गया के नाम से प्लेज कराकर 20000 ( बीस हजार) 
रुपये का एन ० एस० सी ० अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा । 

4. निविदा के साथ A / 4 साईज में प्रत्येक पेपरों का 20-20 सीट जिस पर पेपर का स्पेसिफिकेशन एवं 
निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर नमूना के रूप में संलग्न होना चाहिए । 

5. बिक्री - कर सहित कागज का दर F. O. R. बिहार गर्वनमेन्ट प्रेस एवं फार्स, गया होना अनिवार्य है । प्राप्त 
निविदा वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतिम अवधि तक मान्य होगा । 

6. सफल निविदादाताओं को कागज की आपूर्ति के लिए रोड परमिट स्वयं देना होगा । 

7. सफल निविदाताओं को आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नमूना के अनुरूप फ्रेश कागज 
की आपूर्ति करनी होगी । बिक्री कर सहित कागज की राशि का भुगतान 95 प्रतिशत किया जायेगा । शेष 5 प्रतिशत कागज 
की राशि का भुगतान सहारनपुर कागज जाँच प्रतिष्ठान द्वारा गुणवत्ता प्रमाण - पत्र के पश्चात की जायेगी । 

8. कागज की गुणवत्ता आई0 एस0 – 1848/91 के मापदंड का होना चाहिए । नमूना के विपरीत अथवा पुरानारिल 
कागज आपूर्ति किए जाने पर शेष 5 प्रतिशत राशि रोकते हुए आवश्यक कारवाई की जायेगी । 

9. निविदा के संबंध में यदि किसी का मुकदमा दायर करना आवश्यक हुआ तो वह गया कि अदालत में ही होगा । 

10. निविदा दिनांक 28 जुलाई 2010 को 12.00 बजे पूर्वाहन तक प्राप्त किये जायेगें , तथा उसी दिन 3.00 बजे 
निविदादाताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी । 

11. निविदा या सभी निवदा को आंशिक या पूर्णरूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी 
को होगा । कागज का पूर्ण विवरण एवं मात्रात्मक सूची संलग्न है । 

वर्ष 2010-2011 में कागज खपत का अनुमानित ब्योरा 


1. क्रीम उव उजला पेपर इनरील 43 C. M. wide 70 G. S. M. 
2. क्रीम उव उजला पेपर इनरील 62C. M. wide 70G. S. M. 


150M.T 
150M.T 


40 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


3. मैपलिथो उजला पेपर इन रील 62 C.M. 60 G. S. M. 
4. मैपलिथो उजला पेपर - इन रील 43 C.M. 60 G. S. M. 


100M.T 

150M.T 
कुल 

550 M.T 
( पांच सौ पचास मे 0 टन कागज ) 

परितोष कुमार, 

अधीक्षक । 


स्थानः गया 
दिनांक: 30 जून 2010 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा सूचना 


सं 0 7730 — पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न विभागो में उपयोग आने वाले बड, एवं 
छोटे मशीन / उपकरणो के लिए Chemicals , Reagents, consumables , disposable items and Supporting 

miscellaneous item के कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं । प्राधिकृत विकेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज टंकित 
निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 ( इक्कीस ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ 
आमंत्रित किया जाता है । बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य- कर में निबंधित नहीं हैं , वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले 
सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्य- कर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका 
आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा । निविदा दो भाग में 
होगी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर Chemicals, Reagents, 
consumable ,disposable item and Supporting miscellaneous item è datat tataci ud fadta tataal 
स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त 
निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 
विस्तृत सूचना एवं मशीनों का विवरणी इत्यादि www.prdbihar.org & www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा 
सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । तकनीकी निविदा के साथ सभी 
अभिलेखों के साथ- साथ रु 25000 (पचीस हजार रूपये ) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा । आपूर्ति नहीं करने की 
स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी । निविदा की सभी पृष्टों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण- पत्र पर अवश्य 
रूप से अंकित होना चाहिए । 
स्थानः पटना 

( ह ०) अस्पष्ट, 
दिनांकः 8 जुलाई 2010 

अधीक्षक । 
TERMS & CONDITIONS 


1. Tender should be in two parts (technical/ commercial) in two separate sealed envelop mention 
there on technical tender / commercial tender . 

2. Both tender (technical/ commercial) should be in prescribed Performa enclosed with terms and 
conditions . 

3. All relevant document, authority letter, quality certificate , sales tax Clearance certificate, Drug 
licensees Etc. 

4. Superintendent reserve rights to rejects any tender without giving any reason . 
5. Tender should be Computer typed only. Handwritten and overwriting tender will be rejected . 
6. Tax will be deducted from the bill and deposited in Govt.account as per govt. norms. 

7. Only standard manufacturer and company will be accept .Quality of Chemicals , Reagents , 
consumables disposable items and Supporting miscellaneous item and rate approve of the items will be 
decided by the purchase committee only . 

8. In financial tender only rate will be given with and without tax with name of manufacturer . 

9. An affidavit has to given in the financial bid that the rate quoted by the agencies is less more 
than 20 % MRP 

10.Material Supplied should have the mark of “ Hospital supply , not for sale. 

11. If the awarded supplied is unable to full supply at the L ! rate in given time frame the award 
can be given to L2 bidders at the L1 rate 


faert JOIT, 14 Jan 2010 


41 


12. Leaked , soiled ,broken containers with damaged label shall not be accounted for the purpose 
of supply 

13. Liquidated damage may be leived for delayed supply 0.5 % ) PER Day subject to a maximum 
of 5 % . 

14. The Committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any 
reason.for further enquires contact superintendent office hours on working days 

15. In case the selected company firm declines to take up the task at the quoted and approved 
rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH , Patna and will be recommended for 
black listing by govt of Bihar .also the tender /security money will be forfeited 

16. Any matter according of dispute leading to court case will be within preview of Patna district 
only . 

17. Product should be ISO /FDA/CE / other national or international Quality certification approved 
copy of certificate should be enclose with technical bid . 

18. Tendered should be registered in Bihar sales Tax . If they are not registered at the time of 
tender, then after selection they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed . 

19. The Tendered should have to Deposited as Rs. 25000 /- (Rs Twenty five thousand ) only as 
Earnest money with the Technical Tender in the form of Bank Draft. In favour of SUPERINTENDENT, 
P.M.C.H., Patna . 
Place :- Patna 

Sd /-Illegible , 
Date :-The 8th July 2010 

Superintendent. 


List of Reagents, consumables, disposable items and supporting miscellaneous item 
Sl. No. 

Description 
01 Kit for Sled H.D ( Tubing & Dialyser) 
02 a )P.D.Catheter- Adult 

b ) P.D.Catheter - Peditrics 


03 


Kit for CRRT 


Kits for TPE 


04 


CRRT Homosol Bag 


05 


P.D.Cycler Fluid (2/5 ltrs bags ) 


06 


Kit for liver Kidney (MARS ) 


07 


Troponin Rapid Test 
Single Lumen catheter 


08 


09 


Diasafe filter 


10 


A.V Fistula needle 


11 


Cartridge for ABG Machine Gem Primer 3000 


12 


13 


Cartridge for RO Plant 
Cap for Reprocessing Machine 
Low molecular Hepariu 


14 


15 


Jellco needle no - 16 


42 


Paste JTHIC, 14 Jalil 2010 


16 


Femoral catheter 


17 


Neck line 


18 


Guide wire 


19 


20 
21 
22 


i) Haemo dialysis fluid A 

ii ) Haemo dialysis fluid B 
Formal diode solution 
Citrosterile chemical 
i) Fistula needle artery 

Fistula needle Vein 
NGAL Kits 


ii ) 


23 


23 . REAGENT FOR CYCLOSPORINES ASSAY MACHINE & IRON PROFILE 
MACHINE (ROCHE) 
Cat No. 

Parameter 


03183688122 
20766682322 
20737496322 
03261638190 
20763128322 
03039773190 
03289923190 
04810716190 
03263991190 
03183777190 
04537939190 
04404483190 
20753521322 
04399803190 
03183696122 
03183700190 
03038866322 
20737593322 
03183793122 
20767107322 
03183734190 
04536355190 
04460715190 
03183807190 


Substrates 
ALBUMIN BCG 
AMMONIA 
BIL - D 
BIL - T 
CALCIUM 
CHOLESTEROL HiCo 
CO2 - L 
CREATININE J 
CREATININE PLUS 
ETHANOL 
FRUCTOSEAMINE 
GLUCOSE HK 
HbAlc 
HDL - C 
IRON 
LACTATE 
LDL - C 
MAGNESIUM 
PHOSPHORUS 
TG 
TOTAL PROTEIN 
UIBC 
UREA 
URIC ACID 


20737321322 
03333701190 
20764957322 
03183742122 
20764949322 
04498577190 
04524977190 


Enzymes 
ACP 
ALP 
ALTL / SGPT 
AMYLASE 
AST / SGOT 
CHOLINESTERASE 
CK 


PER JUIC , 14 JAIS 2010 


43 


04525299190 
04628918190 
03002721122 
11929992216 
11876937216 
03004732122 
03029590322 
20766623322 


03333795190 
03005771322 
04593183190 
04469658190 
20750948322 
03036081190 
03032566122 
03032574122 
03001938322 
03001962322 
20764663322 
04628918190 
20764930322 
03001245322 
03528995190 
03005593322 
03507343190 
03507432190 
03507190190 
04593183190 
04593183190 
03001881322 
04580010190 
20764655322 
20764574322 
20763454122 
03333825190 
03015050122 


CK -MB 
CK -NAC 
GGT 
GLDH + ( 04593138190 - Cobas c pack multi ) 
HBDH + ( 04593138190 - Cobas c pack multi ) 
LDH 
LIPASE 
p - AMYLASE 

HIA S 
al ACID GLYCOPROTEIN 
al ANTITRYPSIN 
al MICROGLOBULIN 
ALBUMIN - T TQ 
ANTI-STREPTOLYSIN 
ANTI- THROMBIN III 
APO - A 
APO - B 
СЗc 
C4 
CERULOPLASMIN 
CRP HS 
CRP LATEX 
D -DIMER 
FERRITIN 
HAPTOGLOBIN 
IgA 
IgG 
IgM 
KAPPA 
LAMBDA 
LPA LX 
MYOGLOBIN 
PRE - ALBUMIN 
RF II 
sTfR 
TP UR / CSF 
TRANSFERRIN 


20739006322 
11731394122 


20767174322 
20767166322 
20737828322 
04340892190 
04975723190 
20753599322 
20737836322 
20737844322 


Hormones 
TOTAL T4 
T -UPTAKE 

TDM s 
ACETAMINOPHEN 
AMIKACIN 
CARBAMAZEPINE 
CYCLOSPORINE II 
CYSTATIN C 
DIGITOXIN 
DIGOXIN 
GENTAMICIN 


44 


PER JIJC , 14 JAIS 2010 


20757241322 
04357213190 
20737852322 
20738042122 
20737860322 
20737879322 
20737887322 
20737895322 
20753602122 
20737909322 
20753580322 
20737917322 
20737925322 
20737933322 
20737941322 


LIDOCAINE 
MPA 
NAPA 
PHENCYCLIDINE 
PHENOBARBITAL 
PHENYTOIN 
PRIMADONE 
PROCAINAMIDE 
PROPOXYPHENE 
QUINIDINE 
SALICYLATE 
THEOPHYLLINE 
TOBRAMYCIN 
VALPROIC ACID 
VANCOMYCIN 

Drug s 
AMPHETAMINES 
BARBITURATE PLUS 
BENZODIAZEPINES 
BENZODIAZEPINES 
CANNOBINOIDS 
COCAINE 
COCAINE II 
ETHANOL 
LSD 
METHADONE 
METHAQUALONE 
OPIATES 


20737968122 
04490754190 
20766690322 
20737984122 
04491009190 
20737992122 
03800130190 
03183777190 
20763284122 
20738034122 
20753610122 
04490894190 


04489357190 
04593183190 
04857933190 
20754765322 
20764337322 
21043862001 
04489365190 


10759350190 
11447394216 
04975901190 
11986376122 


Accessory Consumables 
Cobas c Diluent - NaCl - 9 % 
Cobas c Pack Multi 
Cobas c Pack opening tool 
Cobas Integra Cleaner 
Cobas Integra Cleaner Cassette 
Cobas Integra Microcuvettes 
Serum Index 

Calibrators 
CFAS 12x3 ml 
CFAS CK -MB 
CFAS Cystatin C 
CFAS DAT Quakitative CAL [Cal1,2,4 : 2x3ml Cal3 : 
2x5ml] 
CFAS Lipids 
CFAS Lpa 
CFAS PAC 
CFAS Proteins 
CFAS PUC 
CRP T Standard 
D -Dimer Calibrator 


12172623122 
03001318122 
03555941190 
11355279216 
03121305122 
02052644322 
11556495216 


PER JUIC , 14 JLGIS 2010 


45 


20751847122 
20755664322 
04580044190 
20751995190 


Ferritin T Standard 
HBA1C Calibrator 
CFAS Myoglobin 
NH3/ETH / CO2 Calibrator 


11098993122 
03304671190 


Precimat Fructosamine 
Presciset DAT PLUSI - Cal 1 to 6 


03304680190 
03753964190 


Preciset DAT PLUS II 
Preciset DAT THC 


03753972190 
03375790190 
03375781190 
20737267322 
04357221190 


Preciset DAT THC 20 
Preciset TDM 1 - Cal 1 to 6 
Preciset TDM2 - Cal 1 to 6 
Serumproteins T - Standard 
Total MPA Calibrators 


Controls 
20753009190 

Ammonia /Ethanol/CO2 - Abnormal 
20752401190 

Ammonia /Ethanol/ CO2 - Normal 
20766321322 

CRP T Control N 
04975936190 

Cystatin C Control Set 
11556495216 

D - Dimer Control I/ II 
20751863122 

Ferritin T / Myoglobin Control 
20764833322 

HbA1C Control N 
20764841322 

HbA1C Control P 
11660993216 

LP ( a ) Control Set 
10557897122 

Plasma Proteins T Control 
11447378122 

Precinorm CK -MB 
11098985122 

Precinorm Fructosamine 
10781827122 

Precinorm Lipids 
10557897122 

Precinorm Protein 
10171743122 

Precinorm U 
10171778122 

Precinorm U 
11174118122 

Precipath Fructosamine 
11778552122 

Precipath HD1/LDL - C 

Precipath U 
10171760122 

Precipath U 
11333127122 

Preipath Protein 
3005496122 

RF Control Set 
04357230190 

TotalMPA Controls ( 3 Levels ) 

Other Instrument Accessories 
04813707001 Halogen Lamp 
04593138190 Cobas c pack multi 


46 


Paste JUIC, 14 Jan 2010 


24. REAGENT FOR COAGULATION ANALYZER (ACL 7000 ) 


Reagents 


DESCRIPTION 


00008469810 
00020006800 
00008469110 
00020002500 
00020008500 
00020004800 
00020008000 
00020008200 
00020008700 
00008468310 
00020002800 
00020007800 
00020009400 
00020009000 
00020009200 
00008466050 
00008466150 
00008466250 
00008466450 
00008466550 
00008466350 
00008466650 
00020201200 
00009756904 
00006800000 


PT - Fib HS Plus (PT TEST ) 
SynthASil (APTT TEST) 
Fibrinogen Clauss 
Liquid Antithrombin ACL Classic + Advance + TOP 
D - dimer ACL Systems (AUTOMATED METHOD ) 
SCT (Silica Clotting Time for Lupus Anticoagulants ) 
LAC Screen ( For Lupus Anticoagulants ) 
LAC Confirm ( For Lupus Anticoagulants ) 
APCR - V 
ProClot ( Protein C Clotting ) 
ProS (Protein S Clotting) 
Homocysteine 
Heparin Xa 
Plasminogen 
Plasmin Inhibitor 
Factor II 
Factor V 
Factor VII 
Factor VIII 
Factor IX 
Factor X 
Factor XI 
Factor XII 
Reference Emulsion 
Rotors 
PM kit 
Control abnormal level 
Sample cup 0.5 ml 


25. REAGENT FOR ERYTHROPOITIN ASSAY MACHINE (CLIA ) 


Parameter 


New Description 


ACTH * 
Cortisol 


ACTH KIT 100T 
CORTISOL KIT 100T 


Cat 

Old Description 

ADRENAL 
10381415 LKAC1 
10381388 | LKCO1 

ANEMIA 
10380899 LKEP1 
10380904 LKFE5 
10380903 | LKF05 
10380901 LKVB5 

BONE METABABOLISM 
10381401 LKCL1 

CARDIOVASCULAR 
10381016 LKMB1 
10381029 LKHO1 

DIABETES 
10381385 LKHA1 
10381391 LKPE1 


EPO * 
Ferritin * 
Folic Acid 
Vitamin B12 


EPO KIT 100T 
FERRITIN KIT 500T 
FOLIC ACID KIT 500T 
VITAMIN B12 KIT 500T 


Calcitonin * 


IML. CALCITONIN KIT 100T 


CKMB * 
Homocysteine 


CK -MB KIT 100T 
IML . HOMOCYSTEINE KIT 100T 


Albumin * 
C - Peptide * 


ALBUMIN KIT 100T 
C -PEPTIDE KIT 100T 


PER JUIC , 14 JLGIS 2010 


47 


Parameter 
Insulin * 


New Description 
INSULIN KIT 500T 


Cat 

Old Description 
10381428 LKIN5 

GROWTH 
10381425 LKGB1 

INFECTIOUS DISEASE 
10381289 LKCV1 


IGF - BP3 * 


IGFBP - 3 KIT 100T 


10381272 | LKHPG1 
10381283 | LKMC1 


CMV IgG 

IML. CMV IGG KIT 100T 
H.Pylori Semi IML . H. PYLORI IGG SEMI 
Quant IgG 

QUANT. 100T 
Anti HBC IgM IML . ANTI-HBC IGM KIT 100T 

IMM.HBSAG CONFIRMATORY 
HBsAg Confir KIT 20T 
Herpes I & II IgG IML. HERPES IGG KIT 100T 


10381287 LKCH 
10381274 | LKHS1 

INFLAMMATION MARKERS 
10381409 LKOPZ 
10381505 LKCB1 
10381517 LKDI1 
10381515 LKPN5 
10381503 LKTN1 
10381509 LKVA1 

REPRODUCTIVE 

ENDOCRINOLOGY 
10381163 LKAP5 
10381130 LKDS1 
10381132 LKE21 
10381153 LKFS1 
10381141 LKLH1 
10381133 LKPG1 
10381145 LKPR1 


IL 6 * 
Carbamazepine 
Digoxin * 
Phenytoin 
Theophylline * 
Valproic acid 


** IML. ILO MONO /POLY KIT 50T 
IML . CARBAMAZEPINE KIT 100T 
DIGOXIN KIT 100T 
IML . PHENYTOIN KIT 500T 
THEOPHYLLINE KIT 100T 
IML . VALPROIC ACID KIT 100T 


AFP * 
DHEA SO4 * 
Estradiol * 
FSH * 
LH * 
Progesterone kit 
Prolactin kit * 


AFP (SEQUENTIAL ) KIT 500T 
DHEA SULFATE KIT 100T 
ESTRADIOL KIT 100T 
FSH KIT 100T 
LH KIT 100T 
PROGESTERONE KIT 100T 
PROLACTIN KIT 100T 
IMMULIT 
TOTALTESTOSTERONE KIT 100T 


10381156 LKTW1 


Testosterone kit 


Reagents & consumable of 1000 


THYROID FUNCTION 
10381625 LKF35 
10381631 LKT35 
10381623 LKF45 
10381635 | LKT45 
10381643 LKTB1 
10381640 LKTY5 


Free T3 
T3 * 
Free T4 


FREE T3 KIT 500T 
T3 KIT 500T 
FREE T4 KIT 500T 
TOTAL T4 KIT 500T 
TBG KIT 100T 
THYROGLOBULIN KIT 500T 


T4 * 


TBG * 
Thyroglobulin 


10381634 LKTG5 
10381632 LKTO5 


Anti - 
Thyroglobulin kit * 
Anti TPO * 


IML . ANTI- THYROGLOBULIN 
KIT 500T 
ANTI- TPO KIT 500T 


10381627 


LKTS5 


3 rd Gen TSH 


THIRD GENERATION TSH 500T 


TUMOR MARKERS 
LKCE1 


10380945 


CEA * 


CEA KIT 100T 


10380957 LKUP5 


3 rd Gen PSA 


THIRD GENERATION PSA 500T 


48 


Paste JTGIC, 14 Jan 2010 


TURBO ASSAYS 
10381022 LSKCP1 


CK -MB * 


10381020 LSKMY1 


** 


Myoglobin 


10381011 


LSKNT1 


NT- proBNP 


IML . TURBO CK -MB KIT 100T 
IML. TURBO MYOGLOBIN KIT 
100T 
* IML. TURBO NT- PROBNP KIT 
100T 
IML. TURBO INTACT PTH KIT 
50T 
IML. TURBO TROPONIN I KIT 
500T 


10381430 LSKPTZ 


Intact PTH 


10381015 


LSKTI5 
OTHER ANALYTES 


Troponin I 


10380950 | LKBM1 


Beta 2 
Microglobulin * 
Nicotine 
Metabolite * 


BETA - 2 -MICROGLOBULIN 100T 
** IML . NICOTINE METAB . KIT 
100T 


10381507 | LKNM1 


DILUENTS & ACCESSORIES OF 1000 
Code Old Description parameter 

New Description 

IML. ANTI-HBC IGM SAMPLE 
10287768 LMCZ1 

Anti-HBc IgM 

DILU 

IML . ANTI-HBc IgM SAMPLE 
10289904 LMCZ2 

DILU 

IML. CALCITONIN SPLE 
10387019 LCLZ 

Calcitonin 

DILUENT 
10386981 LCOZ 

Cortisol 

CORTISOL SAMPLE DILUE 
10387021 LE2Z 

Estradiol 

ESTRADIOL SAMPLE DILU 
10386985 LFOZ 

Folic Acid 

FOLIC ACID SAMPLE DIL 

IML. GASTRIN SAMPLE 
10386986 | LGAZ 

Gastrin 

DILUENT 
10387905 LCHZ4 

HBsAg 

HBSAG SAMPLE DILUENT 
10386977 | LCGZ 

HCG 

HCG SAMPLE DILUENT 
10386978 LCGZ4 

HCG SAMPLE DILUENT 

IML . HOMOCYSTEINE SMPL 
10386987 LHOZ 

Homocysteine 

DILUENT 

IML. MYOGLOBIN SAMPLE 
10387370 LMYZ 

Myoglobin 

DILUENT 
10386991 LPGZ 

Progesterone 

PROG . SAMPLE DILUENT 
10283037 | LPHZ 

PTH 

PTH SAMPLE DILUENT 
10386994 LPSZ 

PSA 

PSA SAMPLE DILUENT 
10387455 LPFZ 

Free PSA 

* FREE PSA SAMPLE DIL 

IML . TROPONIN I SAMPLE 
10386995 LTIZ 

Troponin I 

DILUENT 
10386996 | LTSZ 

3rd Gen TSH 

TSH SAMPLE DILUENT 
10388004 | LIGZ2 

IGG /IGM SAMPLE DILUEN 

IML. UNCONJUGATED ESTRIOL 
10387232 LEFZ 

Unconjugated Estriol SMPL 
10386999 LVBZ 

Vitamin B - 12 

VITAMIN B12 SAMPLE DILUENT 
10387014 LACZ 

ACTH 

ACTH SAMPLE DILUENT 
10387015 LAPZ 

AFP 

IML . AFP SAMPLE DILUENT 
10387016 LBMZ 

B - 2 Microglobulin B2MICRO . SAMPLE DILU 


PER JUIC , 14 JAIS 2010 


49 


10387039 LPEZ 
10387047 | LCEZ 
10387020 LDSZ 
10387022 LEPZ 
10387025 LFEZ 
10387026 LFSZ 
10387030 LGHZ 
10387302 LGBZ 
10387034 LINZ 
10387578 LT3Z 
10387587 LT4Z 
10387530 | LTNZ 


C - Peptide 
CEA 
DHEA - SO4 
EPO 
Ferritin 
FSH 
Growth Hormone 
IGFBP - 3 
Insulin 
T3 
T4 
Theophyline 


C - PEPTIDE SAMPLE DILU 
CEA SAMPLE DILUENT 
DHEA - SO4 SAMPLE DILUE 
EPO SAMPLE DILUENT 
FERRITIN SAMPLE DILUE 
FSH SAMPLE DILUENT 
HGH SAMPLE DILUENT 
IGFBP - 3 SAMPLE DILUEN 
INSULIN SAMPLE DILUEN 
T3 SAMPLE DILUENT 
TOTAL T4 SAMPLE DILUE 
THEOPHYLLINE SAMPLE D 
THYROGLOBULIN SAMPLE 
DILUENT 
IMM.ANTI- TG SAMPLE DILUENT 


Thyroglobulin 
Anti TPO /Anti TG 


10387046 | LTYZ 
10387011 LAAZ4 

Accessories 
10385332 LKPM 
10380037 LSCP 
10385183 LSCC 
10385336 LKWT 
10385394 LSUBX 
10385393 LPWS2 


Probe Cleaning 
Sample Cups 
Sample Cups Cap 
Water Test 
SUBSTRATE 
PROBEWASH 


PROBE CLEANING 
SAMPLE CUPS ( 1000 ) 
SAMPLE CUP CAPS ( 1000 
WATER TEST KIT 
SUBSTRATE MODULE ( 1000 t) 
PROBEWASH 


CONTROLS OF IMMULITE 1000 
Siemens 

Old Code 
Code 


Old Description 


New Description 


10385345 CCCM 


Cardiac 


10385346 CON6 
10389765 E2TC1 
10385349 IECM 


CON6 Multivalent 
Estradiol 
Total IgE 


10385397 SDCM 


Serum Drug 


10385383 LCLCM 


Calcitonin 


10385331 LGACM 
10385358 LCGCM 
10385354 LPHCM 
10385395 LTGCM 
10385396 LUPCM 


Gastrin 
HCG 
Intact PTH 
3rd Gen TSH 
3rd Gen PSA 
B - 2 Microglobulin 
control 
C - Peptide 
Tumor Marker Controls 
Cytokine 
Ferritin 
АСТН 


CARDIAC MARKER CONTROL 
MODULE 
CON6 MULTIVALENT CONTROL 
MODUL 
ESTRADIOL CONTROL 
TOTAL IGE CONTROL MODULE 
SERUM DRUG CONTROL 
MODULE 
IMM.CALCITONIN CONTROL 
MODULE 
IMM . GASTRIN CONTROL 
MODULE 
HCG CONTROL MODULE 
PTH CONTROL MODULE 
THIRD GEN.TSH CNTRL M 
3RD GEN.PSA CONTROL M 
B2 -MICROGLOBULIN CONTROL 
MODUL 
C -PEPTIDE CONTROL MODULE 
TUMOR CONTROL SET 1,2,3 
CYTOKINE CONTROL MODU 
FERRITIN CONTROL MODULE 
ACTH CONTROL MODULE 


10385587 BMCM 
10385589 | PECM 
10385590 TMCO 
10385389 LILCM 
10385378 FECM 
10385382 LACCM 


50 


PER JUIC, 14 Jan 2010 


Old Description 


New Description 


Siemens 

Old Code 
Code 
10385388 LHACM 


Albumin 


10385381 LAACM 
10385384 LEPCM 


Autoantibody 
EPO 


ALBUMIN CONTROL MODUL 
IML. THYROID AUTOAB 
CONTROL MO 
EPO CONTROL MODULE 
** IML . F. BETA HCG CONTROL 
MOD 
IGF CONTROL MODULE 


10385385 LFBCM 
10385387 LGCOCM 


Free Beta HCG 
IGF 


10385244 LTBCM 
10385246 LTYCM 


TBG 
Thyroglobulin 


TBG CONTROL MODULE 
THYRO CTRL MODULE 


26. REAGENT FOR BLOOD T.B MACHINE 


Cat No. 


442192 
442193 
442194 


Description 
PLUS AEROBIC 50s 
PLUS ANAEROBIC 50s 
PEDS PLUS 50s 


27. REAGENT FOR CELL COUNTER 5 PART 
Cat 

EXCELL - 2280 Reagents 
125000000004 EX EZ Clean 
125000001720 EX ISO Diluent 
125000009500 EX Lyse 0.5L 
125000006010 EX Flo Sheath Reagent 


28. REAGENT FOR NEPHALOMETER (BECKMAN CULTER ) 
Item Number 

Description 
446400 

IGG REAGENT 
446410 

APOLIPOPROTEIN A1 RGT 
446425 

THEOPHYLLINE RGNT 
446430 

VALPROIC ACID RGNT 
446440 

KAPPA LIGHT CHAIN 
446450 

C3 REAGENT 
446460 

IGA REA 
446470 

LAMBDA LIGHT CHAIN 
446480 

HAPTOGLOBIN RGNT 
446090 

C4 REAGENT KIT 
447020 

URINE IGG RGNT 
447070 

RHEUMATOID FACTOR 
447080 

TOBRAMYCIN RGNT 
447090 

PHENYTOIN RGNT 
447100 

GENTAMICIN RGNT 
447110 

PHENOBARBITAL RGNT 
447120 

CARBAMAZEPINE RGNT 
447160 

FERRITIN RGNT 
447280 

CRP RGT 100 NM 
447410 

DIGOXIN REAGENT KIT IMMAGE 
447440 

РАВ 


Pasr JJC , 14 JAIS 2010 


51 


Item Number 
447450 
447460 
447470 
447480 
447600 
447610 
447620 
447630 
447690 
447700 
447710 
447720 
447730 
447740 
447750 
447760 
447780 
447790 
474620 
474630 
822330118 
822330141 
822330284 
844101510 
844101511 
844101559 
844101560 
844101561 
844101562 
844101569 
A07416 
A16213 
A16214 
A16490 
A20424 
A20634 
663860 
A20427 
844101506 
844101508 
844330428 
844330429 
446398 
A32542 
A32543 
A07416 
A16213 
A16214 


Description 
KIT ,LPAX 
KIT , IGA -CSF 
KIT , IGM - CSF 
ANTIDNASE - B (DNB ) 
ALBUMIN REAGENT 
IGM REAGENT 
ANTISTREPTOLYSIN O RGNT 
TRANSFERRIN RGT 
MICROALBUMIN RGT 
URINE TRANSFERRIN RGT 
ALPHA - 1 MICROGLOBULIN RGT 
CERULOPLASMIN RGT 
APOLIPOROTEIN RGT 
ALPHA -ANTITRYYPSIN RGT 
ANTITHROMBIN RGT 
PROPERDIN FACTOR B RGT 
ALPHA1-ACID GLYCOPROTEIN 
ALPHA2 MACROGLOBULIN RGT 
IMMAGE IGE 3 X50 RF KIT 
CRPH IMMAGE KIT 
IMMAGE FREE K / L LC 2 X100 TEST + CAL 
ANTISERUM ANTI FIBRINOGEN 
IMMAGE IgG SUBCLASSES 
AB FIBRONECTINE UDR APS / IMAGE 
AB FIBRONECTINE UDR ARRAY / IMAGE 
KIT UDR IMMAGE IGG1 56T (AC -CAL -CTRL ) 
KIT UDR IMMAGE IGG2 56T ( AC - CAL -CTRL ) 
KIT UDR IMMAGE IGG3 56T(AC - CAL -CTRL ) 
KIT UDR IMMAGE IGG4 56T ( AC - CAL -CTRL ) 
N LATEX DNASE - B IMMAGE 
DAKO B2M REAGENT KIT IMMAGE 
RBP SIERO IMMAGE 
RBP URINE IMMAGE 
C1 ESTERASEINHIBITOR IMMAGE 
CYSTATIN C SG 
IMMUNOPARTICIES CYSTATIN C NOT AVAILABLE AS STANDALONE 
ICS CONTROL SERUM 26 X 1ML 
CONTROL SET CYSTATIN C 
CTRL UDR FIBRI/FIBRO /PLASMI/CL INH 
CTRL UDR IMMAGE /APS RBP 
FREE KAPPA LIGHT CHAINS CONTROL 
FREE LAMBDA LIGHT CHAINS CONTROL 
IFE 3 SAMPLE /MASTERPLAN SLGP 
CONTROL LOW , IgM SUBCLASSES 
CONTROL HIGH , IgM SUBCLASSES 
DAKO B2M REAGENT KIT IMMAGE 
RBP SIERO IMMAGE 
RBP URINE IMMAGE 


52 


Paste JUIC, 14 Jalil 2010 


> 


Item Number 
A16490 
A20424 
A20634 
441400 
441470 
449560 
449730 
465365 
468429 
469283 
469700 
469884 
469975 
474020 
663940 
A20426 
622330142 
844101505 
844330427 
465376 
A16489 
663860 
A20427 
844101506 
844101508 
844330428 
844330429 
446398 
A32542 
A32543 
447040 
447050 
447420 
447650 
449770 
663600 
A20425 
A07420 
467640 


Description 
C1 ESTERASE INHIBITOR IMMAGE 
CYSTRTIN C SG 
IMMUNOPARTICLES , CYSTATIN C ,NOT AVAILABLE STANDALONE 
DRUG CAL 3 PLUS KIT 4 X2 ML IMMAGE 
URINE PROTEIN CALIBRTR ARYIM 4X 3 
CALIBRATOR 1 ARRAY IMMAGE 4 X3 ML 
CALIBRATOR III ARRAY IMMAGE 4 X3 ML 
LP ( A ) CALIBRATOR 
FERRITIN CALIB KIT 4X2 ML -IMMAGE 
APOLIPROTEIN CAL 4X2 ML 
DRUG CAL 1.4 X2 ML 
DRUG CAL 2.4 X 2ML IMMAGE 
CAL 5 PLUS ASO CRF RF ( 4 X2.1 ML ) 
IGALC / IGMLC CSF CALIB 2X3 ML 
KIT CALIBRATORII ARRAY / ICS 4 X ML 
CALIBRATOR CYSTATIN 
FIBRINOGEN calibrator 
CAL UDR IMMAGE / APS RBP 3 X 1ML 
CALIBRATOR KAPPA LAMBDA PREDILUTED 
LIPOPROTEIN ( a ) (LPA ) CAL ( RUC ) 
COMPLEMENT SYSTEM CALIBRATOR 
ICS CONTROL SERUM 2.6 X ML 
CONTROL SET CYSTATIN C 
CTRL UDR FIBRI/ FIBRO /PLASMI/CL / INH 3 X1 ML 
CTRL UDR IMMAGE / APS RBP 3X 1 ML 
FREE KAPPA LIGHT CHAINS CONTROL 
FREE LAMBDA LIGHT CHAINS CONTROL 
IFE 3 SAMPLE /MASTERPLAN SLGP 
CONTROL LOW IgG SUBCLASSES 
CONTROL HIGH IgG SUBCLASSES 
BUFFER 2 ( 4 X 120 ML ) IMMAGE 
BUFFER 3 (4 X 120 ML ) IMMAGE 
KIT BUF4 IMMAGE 
BUFFER 1 ( 4 X120 ML ) IMMAGE 
KIT REAGENT AUTO RHF REACTION 3X2 
ARRAY SYSTEMS BUFFER REAGENT KIT 
CYSTATIN C BUFFER 
DAKO B2M REACTION BUFFER 25 ML 
DILUENTS 1 


29. REAGENT FOR ELECTROLYTE ANALYZER 

Snap pack ( AVL /ROCHE ) 
2 Conditioner ( AVL /ROCHE ) 
3 Cleaning solution ( AVL /ROCHE 
4 Quality Control ( AVL /ROCHE) 
5 Thermal paper 35mm 
6 PM kit 


Past JC, 14 JAIS 2010 


53 


30 . 

1 
2 


REAGENT FOR ABG Machine ( ICU ) MAKE :- INSTRUMENTATION LAB 

ABG Cartridge for 300 Test/450 test 
ABG roll paper 


31 . 

1 
2 
3 


REAGENT FOR ABG Machine ( I STAT) 

ABG Cartridge for I Stat 
Lithium Battery 
Printer Paper Roll 


32 . 


1 


REAGENT FOR ABG ANALYZER ROCHE ) OMNIC 

C1 x 1 pack ( Fluid ) 
2 C2 x 1 pack ( Fluid ) 
3 C3 x 1 pack ( Fluid ) 
4 Quality control ( combitial) 

Level 1 
Level 2 

Level 3 
5 Thermal paper 57mm 
6 P.M kit 


1 


33. REAGENT FOR ABG ANALYZER NEW-( COBAS 221) ( ROCHE ) 

S1 
2 S2 
3 S3 
4 Paper roll 114 mm 
5 Electrode ( All ) 
6 

P.M kit 
7 . Including kefearence 


1 


34. REAGENT FOR CELL COUNTER 3 PART SYSMEX ( KX -21) 

Cell pack 20 lts x1 
2 Shromatolser 3 x1 
3 Cell clean 50ml x 1 
4 8 check tri level control 
5 Thermal paper 60 mm 


35. REAGENT FOR CBC PART 5 SYSMEX (XT-2001) 
1 Shromatolser HDL 
2 Shromatolser FB 
3 Shromatolser 4 DS 
4 Sulfolyser SLS 
5 Red search II diluents 
6 Red Search II dry 
7 . E. check tri level control 


36. REAGENT FOR SEMIAUTO ANLYSER AND AUTO ANALYZER ( TRANSASIA ) 

Plasma glucose kit 


1 


2 
3 


Blood urea nitrogen auto kit ( BUN /GLDH / Berth lot kit ) 
Serum Creatinine ( auto Kit) 


54 


Paste JTGIC, 14 Jalil 2010 


4 


5 
6 


7 


8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


Bilirubin total 
Bilirubin direct 
S.G.P.T ( auto Kit) 
S.G.O.T ( auto Kit ) 
Alkaline phosphates ( auto Kit) 
Total Protein ( auto Kit ) 
Albumin ( auto Kit ) 
Micro protein kit ( auto Kit) 
Cholesterol ( auto Kit ) 
Triglyceride ( auto Kit) 
HDL cholesterol Direct ( auto Kit ) 
Uric Acid ( auto Kit) 
Serum Amylase ( auto Kit ) 
Serum Lipase ( auto Kit) 
Calcium 
Phosphorms 
A.D.A ( Auto kit ) 
Test tube disposable ( Ria tube ) 
P.M kit for semi auto anlyser 
PM kit for auto analyzer 
Contral for semiauto analyzer 
Control for auto analyzer 
Cartridge for auto analyzer and CBC 5 parts and all printer 
HP laser jet P 1007 
CC 388A /88A 
Paper for all printer 
Colin for cleaning of Electronic equipment 
Micro Albumin ( auto Kit ) 
LDH Kit -Auto 
A.P.P.T Kit 

Fibrinogen kit 
Prothombin kit 
Anti streptolysin O ( auto Kit ) 
C. reactive protein kit ( auto Kit ) 
Rheumatoid factors ( auto Kit ) 
Anti streptolysin O ( latex ) 
C. reactive protein kit ( latex ) 
Rheumatoid factors ( latex ) 
CK -MB ( auto Kit ) 
CK -NAC ( auto Kit) 
LDL -Cholesterol direct ( auto Kit) 
ERBA Norm / normal control 
ERBA Wash 
ERBA path /Pathological control 
ERBA XL wash 
Glycoclyted hemoglobin kit 
Widal test 
RPR ( VDRL ) Test 
PPD 10 TU & 5 TU 
HDL /LDL Calibrator 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


Past JC, 14 JLGIS 2010 


55 


51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


Glycoclyted hemoglobin Calibrator 
ASO calibrator 
RF calibrator 
CRF calibrator 
Micro albumin calibrator 
Lipids control 
Micro albumin control level 1 
Micro albumin control level 2 
Glycoclyted Hemoglobin control level 1 
Glycoclyted Hemoglobin control level 2 


37. REAGENT FOR COBAS C111 ( AUTO ANALYSER ) ROCHE 

Glucose 


1 


2 


Urea 


3 


Creatinine 


4 


Alkaline phosphate 


5 


SGPT 


6 


SGOT 


7 


Bilirubin total 


8 


Bilirubin direct 


9 


Protein total 


10 


Pancreatic analyzer 


11 


G.G.t 


12 


Lactate 


13 


Ethanol 


14 


Bicarbonate 


15 


CK -MB 


16 


D -Dimmer 


17 


Albumin BCG 


18 


19 


ISE Reagent - Calibrate kit 

Reference solution 
Na , K ,C1, Electro 

PC norm P.C path 
Cobas III cleaner solution 
Cuvette segement disposable 
Hitachi tube disposable 
Paper roll 


20 


21 


22 


23 


Cobas cal set 


24 


HDL /LDL Cal set 


56 


PER JHC , 14 Jan 2010 


1 


38. ELECTRO CHEMILUMINESCENCE’S ( ELECSYS 2010 ) 

Wash solution 
2 

Clean cells 
3 

Procel 
4 

Tips and Cups 
5 

Timer marker control 
6 Paper for printer , cartridge 
7 FT3 ( calibrator & control ) 
8 FT4 ( calibrator & control ) 
9 T3 ( calibrator & control ) 
10 T4 ( calibrator & control ) 
11 TSH ( calibrator & control ) 
12 FSH ( calibrator & control ) 
13 Prolactine ( calibrator & control ) 
14 B HCG ( calibrator & control ) 
15 PSA ( FREE ) ( calibrator & control ) 
16 Testosterone ( calibrator & control ) 
17 Ferriltin Gen 2 ( calibrator & control ) 
18 Total 2 Gen ( calibrator & control ) 
19 B12 ( calibrator & control ) 
20 Toxa IGG ( calibrator & control ) 
21 Toxa IGM ( calibrator & control ) 
22 Rubella IGG ( calibrator & control ) 
23 

Rubella IGm ( calibrator & control ) 
24 

Anti CCP ( calibrator & control ) 
25 C.K MP( stat) ( calibrator & control ) 
26 C - Peptide ( calibrator & control ) 
27 Anti HBe IGM ( calibrator & control ) 
28 Auto HBeAg ( calibrator & control ) 
29 HBSAg confirmatory ( calibrator & control ) 
30 Anit HCV ( calibrator & control ) 
31 Anti Hbs ( calibrator & control ) 
32 PCT ( calibrator & control ) 
33 HIV Anti Gen confirmatory ( calibrator & control ) 

IGE ( calibrator & control ) 
35 Anti CCP ( calibrator & control ) 
36 PM Kit( calibrator & control ) 


34 


39. ELECTRO PHORIESIS (MINICAP) 

Protein Buffer minicab 
2 

Wash solution 
3 Disposable reagent 
4 

Filters 
5 

Eppenclot tube 
6 Haemoglobine kit 


1 


40. URINE ANALYZER ( U 2400 ) AUTOMATIC 

Urisys 2400 
2 

Calibration step 
3 

PM Kit 


Pasr JC, 14 Jais 2010 


57 


41. MISCELLANIOUS 


1 


Cleaner solution 


2 


Spirit for pathology non dilulent 


3 


Formaline 


4 


Ethnic 


5 


Disposable tips -small 

- Big 


6 


Blood laucet disposable 


7 


Methanol glaxol 


8 


Dionisel water 


9 


Disposable ESR tube with set 


10 


Toludim blue 


11 


Tourniquet sharp 


12 


Gimsa & Cuvette 


13 


KOH 


14 


Brilliant Cresyl Blue 


15 


Glass Cover Slip 


16 


Glass Slide Pick II 


17 


Test Tube Kalin 


18 


Glass Marking Pencil (White ) 


19 


Liquid Soap For Hand Wash 


20 


Zeal NIlsium Staine 


21 


Tissue Paper 


22 


DotMatrix Printer paper 


23 


Syringe For Blood Collection With Long And 21,22 , Ganga needle 


24 


Vaccutainer Needle 


25 


Vaccutainer samplerial 
Plain -5ml 


EDTA K2-2ml 


Sugar 2ml 


3.2.1 Ssodium Lilcate 
3.8.1 Sodium Lilcate 


58 


PER JUIC, 14 JLGIS 2010 


42 . 


REGENT FOR RAPID TEST 


1 


HIV , Rapid test HIV I & II ( card ) 


2 


HbsAg Rapid test ( card ) 


3 


HCV Rapid test ( card ) 


4 


RPR 


5 


R.A Factor 


6 


Widal 


7 


Malaria parasite rapid test 


8 


HBV Rapid ( card ) 


9 


Pregnancy tent ( Card ) 


10 


Typhiod test (card ) 


11 


CK -MB 


12 


TB IgG / Igm ( card ) 


13 


Kalazar test (Card /strip ) 


14 


HBeAg Rapid test (card ) 


15 


Dengue Rapid ( card ) 


16 


H. Pylori Rapid (card ) 


17 


LH Rapid (card ) 


18 


Microalbumin Rapid ( card ) 


19 


Tourch Panel ( Toxo , Rubela, CMV , HSP) Rapid combi pack ( card ) 


20 


Chikungunia Rapid ( card ) 


21 


Falaria Rapid IgG /Igm (card ) 


22 


Troponin I Rapid ( card ) 


23 


Lerptospira Rapid (card ) 


24 


Occal blood ( Strip ) 


25 


EDTA powder 


26 


Leishman stain (Powder ) 


27 


Leishman stain (Ready to use ) 


28 


Multi stick for urine (11 Parameter ) 


29 


Uri stick for urine (GP ) 


30 


Uri stick for urine (GK ) 


PER JUIC , 14 JLGIS 2010 


59 


31 


Combi stick for urine (45 ) 


32 


Tricrior acetic acid 


33 


Ammonium sulphate 


34 


Sodium hypocholoride 


35 


Glycrin pure 


36 


Spirit surgical with 80-90 % alcohol ( for spirit lamp 


37 


Haematoxylene for pap stain 


38 


G -6PD (auto kit) 


39 


Eosin 36 


40 


DPX mounting 


41 


Xylene 


42 


Nitro preside crystal 


43 


Vacutainer (Vaccutainer & Non vaccutainer) with Rubber teat 


44 


Test tube Glass (Borosil/ Glaxo ) 


45 


Sample Rack 


46 


Auto Pipette- Fixed / Variable all Volumes 


47 


Mocropipette 


48 


Gluco strip for on Call plus 


49 


Cidex solution 


50 


Formalin Tablet 


51 


Soda lime 


52 


Filter paper no . 1 


53 


Liquid paraffin 


54 


Methanol- Glaxo / BDH / Merk 


55 


Aceton 


56 


Acetic acid glacial = AR 


57 


Litmus paper blue & Read 


58 


Beaker all size Glass (Borosil/ Glaxo ) 


59 


Capillary tube 


60 


Stool, Sputum , Urine Container with mouth , (Disposable ) 


61 


Needle 22 no . & 21 mp pf 1” Scalpvein Needle 


60 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


62 


Bunsen burner 


63 


ECG paper big size 


64 


EEG paper and paste (Medikit system chandigarh ) 


65 


Ultrasound Jelly 


66 


ECG Jelly 


67 


Haemocyto meter counting chamber cover slip 


68 


Hemoglobin meter prismatic Hollinger Top 


69 


Counting chamber neubeur double improved ruling 


70 


Glass truff large size Glass (Borosil) 


71 


Test tube rack metral or fibre ( for large tube/ small tube ) 


Place : - Patna 
Date :-The 8th July 2010 


Sd /-Illegible, 
Superintendent. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 14 जुलाई 2010 


61 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2010 
सं ० निग / सारा -2 ( पथ) -42/03 भाग -11-9605( एस) – श्री शिव प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ 
प्रमंडल संख्या 2, गया, सम्प्रति सेवा -निवृत्त के विरुद्ध पथ प्रमंडल संख्या-2, गया के पदस्थापन काल में बौद्ध परिपथ में 
सडकों के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के 
जांच प्रतिवेदन के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 550 (एस), दिनांक 15 जनवरी 2007 द्वारा कुल 7 आरोपों के लिए विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी । श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के कारण, संकल्प ज्ञापांक 16485 (एस ), दिनांक 22 दिसम्बर 2008 
द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी 0) के तहत सम्परिवर्तित किया 
गया । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 73, दिनांक 23 जनवरी 2008 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध आरोप 
संख्या 3 अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या 6 एवं 7 प्रमाणित माना गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन 
के विभागीय समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित / अशंतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2547 (एस), दिनांक 20 मार्च 
2009 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण - पृच्छा की गयी । 

2. श्री सिंह के पत्रांक 03( पी 0), दिनांक 2 अप्रील 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में इनके द्वारा 
सारतः दावे की अनुशंसा करने संबंधी अंशतः प्रमाणित आरोप संख्या -3 के संबंध में मात्र प्रक्रियात्मक चूक संबंधी अंश प्रमाणित 
होने, प्रमाणित आरोप संख्या -6 जो गया - नवादा पथ में वृहद् मरम्मति कार्य कराये जाने के अल्प समय बाद ही पथ की 
स्थिति जर्जर होने से व्यय अनुपायोगी होने से संबंधित है के संबंध में वर्ष 1979-81 में कालीकृत पथ पर WBM- सह- pre 
mix carpet से चौड़ीकरण - सह -मजबूतीकरण कार्य के कारण पथ के असफल होने तथा मरम्मति कार्य सक्षम पदाधिकारी के 
आदेशोपरांत स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कराये जाने तथा प्रावैधिक स्वीकृति से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि अधिक व्यय 
करने की सक्षमता से बाहर जाकर 23.3 प्रतिशत अधिक का भुगतान करने संबंधी प्रमाणित आरोप संख्या 7 के संबंध में इसे 
मात्र प्रक्रियात्मक चूक का अंश जिसमें न तो सरकार को काई वित्तीय क्षति हुई और न ही कदाचार / दुर्विनियोग अथवा गबन 
का मामला होने तथा इस परिप्रेक्ष्य में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी 0) के तहत कोई कार्रवाई न्यायोचित नहीं होने 
का उल्लेख किया गया । 

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण - पृच्छा के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोप 
गंभीर प्रकृति के हैं । पथों का डेढ वर्षों के अंदर जर्जर होना तथा व्यय की गयी राशि का अनुपायोगी हो जाना, सक्षम 
प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये बिना सक्षमता से अधिक राशि का भुगतान करना गंभीर लापरवाही तथा अधिकार के 
दुरूपयोग का मामला है । इससे सरकार को हुई आर्थिक क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता है । इसे मात्र प्रक्रियात्मक भूल 
नहीं बल्कि सोची समझी अनियमितता कही जा सकती है । इस प्रकार श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को 
मान्य नहीं पाते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती के दंड पर सरकार से 
अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक -11504 ( एस ), दिनांक 14 अक्तूबर 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति / परामर्श 
की मांग की गई । 


62 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


4. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 482, दिनांक 4 जून 2010 द्वारा प्राप्त परामर्श में श्री सिंह के पेंशन से 10 
( दस ) प्रतिशत की कटौती के सरकार द्वारा निर्णीत दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । अतएव श्री शिव प्रसाद 
सिंह, सेवा -निवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड संसूचित 
किया जाता है - 
( क ) इनके पेंशन से 10 (दस ) प्रतिशत की कटौती की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


30 जून 2010 
सं ० निग ० / सारा -1 (पथ ) -65 / 08-9607 (एस) —श्री नन्द लाल बैठा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल 
भागलपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को पथ प्रमंडल भागलपुर के पदस्थापन काल में बरती 
गयी अनियमितता के लिए अधिसूचना संख्या 11004 (एस), दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प 
ज्ञापांक -16494 ( एस ) दिनांक 22 दिसम्बर 2008 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । श्री बैठा द्वारा 
निलंबन आदेश के विरुद्ध दायर याचिका सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या 1562/2009 में दिनांक 19 मार्च 2009 को पारित आदेश के 
आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 8868 (एस), दिनांक 17 अगस्त 2009 द्वारा श्री बैठा को निलंबन से मुक्त किया गया । 
श्री बैठा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित 2 
आरोपों में से आरोप संख्या 1 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या 2 को अंशतः प्रमाणित माना गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा 
समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 8885 (एस), दिनांक 18 अगस्त 2009 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए 
द्वितीय कारण पृच्छा के साथ - साथ निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के संबंध 
में कारण पृच्छा की मांग की गयी । 

2. श्री बैठा के पत्रांक 1 (पटना) दिनांक 28 अगस्त 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में इनके द्वारा 
मुख्य रूप से आरोप संख्या 1 जो निर्धारित मुख्यालय में नहीं रहने, नियमित रूप से कार्य स्थल पर उपस्थित हो , कार्यों का 
निरीक्षण नहीं करने, समय पर प्रतिवेदन / प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है के संबंध में संचालन पदाधिकारी की 
अवधारणा को निराधार बताते हुए निर्धारित मुख्यालय में रहने तथा इसी आधार पर कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पूरे 
पदस्थापन काल में वेतन का भुगतान किये जाने तथा वांछित प्रतिवेदन समय पर समर्पित करने एवं अंशतः प्रमाणित आरोप 
संख्या - 2 -त्रिमुहान - एकचारी - धनौरा - महगामा पथ में कराये गये कार्यों के विपत्र को अनुचित लाभ के लिए रोक रखने के 
लिए अनावश्यक पत्राचार करने के संबंध में त्रुटिपूर्ण कार्य में वांछित सुधार करने के बाद ही भुगतान करने का प्रावधान होने , 
नियमानुसार बिटुमिन चालान की जांच एवं बी 0एम0, एस 0 डी 0 बी 0 सी 0 मद के कार्यों में बिटुमिन की मात्रा एवं कार्य की 
गुणवत्ता के जांचोपरांत ही विपत्र पर अनुशंसा के प्रावधान का होने तथा विपत्र के त्रुटिपूर्ण होने के कारण ही रोक के रखे 
जाने का उल्लेख किया गया । 

3. श्री बैठा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण - पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप संख्या 1 को प्रमाणित 
माने जाने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य पूर्णतः विश्लेषित है तथा श्री बैठा द्वारा मुख्यालय में रहने के संबंध में 
कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया । आरोप संख्या 2 के संबंध में पाया गया कि इनके उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं है 
कि यदि कनीय अभियंता द्वारा दिया गया विपत्र त्रुटिपूर्ण था तो इन्होंने अपनी आपत्ति अंकित कर उसे ससमय कार्यपालक 
अभियंता को क्यों नहीं भेजा ? इस दृष्टिकोण से वे दोषी है । इस प्रकार श्री बैठा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण - पृच्छा उत्तर 
को असंतोषजनक पाते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए आरोप वर्ष के लिए "निन्दन ", दो वेतन 
वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निलंबन अवधि 20 अगस्त 2008 से 16 अगस्त 2009 में जीवन निर्वाह भत्ता के 
अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के दंड पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 15493 (एस) दिनांक 30 दिसम्बर 
2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श / सहमति की मांग की गयी । 

4. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 481 , दिनांक 4 जून 2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णीत दंड पर 
आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । अतएव श्री नन्द लाल बैठा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति 
सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , पूर्णियाँ के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए 
निम्न दंड संसूचित किया जाता है: 

( क ) दो वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 
( ख ) वर्ष 2007-08 के लिए "निन्दन । 

5. निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ यह 
अवधि कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


63 


30 जून 2010 
सं ० निग / सारा-2 (पथ) -42/03 भाग -12-9609(एस) —श्री गंगेश्वर प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, 
पथ प्रमंडल नवादा सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध पथ प्रमंडल नवादा के पदस्थापन काल में बौद्ध परिपथ में सड़कों के 
निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के जांच 
प्रतिवेदन के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 553 (एस ), दिनांक 15 जनवरी 2007 द्वारा कुल 9 आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । श्री शर्मा के सेवा -निवृत्त हो जाने के कारण संकल्प ज्ञापांक 1196 (एस), दिनांक 24 फरवरी 2009 द्वारा 
उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी o ) के तहत सम्परिवर्तित किया गया । 
संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 68, दिनांक 23 जनवरी 2008 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध आरोप संख्या -2 
एवं 4 अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या 6 प्रमाणित माना गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के 
समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित / अशंतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 6802 (एस) , दिनांक 24 जून 2009 द्वारा श्री 
शर्मा से द्वितीय कारण – पृच्छा की मांग की गयी । 

2. श्री शर्मा के पत्रांक - शून्य दिनांक 10 जुलाई 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उनके द्वारा 
प्रमाणित आरोपों के संबंध में उन्हीं तथ्यों को अंकित किया गया जो कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान विभागीय 
जांच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी के समझ दिया गया था । मात्र भाषांतर कर इसे अग्रेजी भाषा में दिया गया । श्री 
शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त तीनों आरोपों के संबंध में विभागीय जांच 
अयुक्त सह संचालन पदाधिकारी ने सभी बिन्दुओं को सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचना कर ही प्रतिवेदन दिया है जो उनके 
प्रतिवेदन में सुस्पष्ट रूप से अंकित है । इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में कोई नई बात नहीं कही गयी है । इस 
प्रकार उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए इनके पेंशन से 10 ( दस) प्रतिशत की कटौती 
के दंड पर सरकार से अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 13548 ( एस ), दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा 
आयोग से सहमति / परामर्श की मांग की गई । 

3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 484, दिनांक 4 जून 2010 से प्राप्त परामर्श में श्री शर्मा के पेंशन से 10 ( दस ) 
प्रतिशत की कटौती के सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । अतएव श्री गंगेश्वर प्रसाद शर्मा, 
सेवा -निवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड संसूचित 
किया जाता है 
( क ) इनके पेंशन से 10 ( दस ) प्रतिशत की कटौती की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


23 फरवरी 2010 
सं ० निग / सारा -4 (पथ) -पु0 नि 0नि0-63 / 09-2618 (एस) – श्री अरूण कुमार तत्कालीन परियोजना अभियंता, कार्य 
प्रमंडल , बिहारा राज्य पुल निर्माण निगम दरभंगा / मधुबनी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में ग्रामीण कार्य 
विभाग , बिहार पटना को वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल दरभंगा द्वारा विभाम में योगदान देने हेतु दिनांक 22 जून 
2009 को विरमित कर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिस्थानी को प्रभार नहीं सौपने के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना 
संख्या 9225 (एस), दिनांक 25 अगस्त 2009 द्वारा निलंबित किया गया । श्री कुमार द्वारा तत्पश्चात समर्पित आवेदन के 
अवलोकनोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा दिनांक 23 जून 2009 को अपने प्रतिस्थानी को प्रभार सौंप दिया गया था । अतएव 
उन्हें भविष्य के लिए संचेत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 12258 ( एस ) दिनांक 2 नवम्बर 2009 द्वारा निलंबन से मुक्त 
किया गया । परन्तु उक्त आदेश में निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका । 

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में गणना करने 
का निर्णय लिया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


14 मई 2010 
सं ० निग / सारा -1 (पथ)-22 / 2010-7199(एस) – श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी - ऑन 
सोन के विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 555, दिनांक 19 मार्च 2010 से प्राप्त अनुशासनिक कार्रवाई की 
अनुशंसा के आलोक में पैक्स चुनाव 2009, पंचम चरण के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी के रूप में की 
गयी प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्र को लेने से इंकार करने, पत्र तामिला कराने गये अनुसेवक के साथ अभद्र व्यवहार करने के 
संबंध में विभागीय पत्रांक 5099 ( एस ), दिनांक 9 अप्रील 2010 द्वारा श्री भूषण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

2. श्री भूषण , सहायक अभियंता द्वारा पत्रांक 48 दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्यतः इस 
संबंध में अपने पत्रांक 123 दिनांक 23 नवम्बर 2009 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य 
कि इनके आवास पर रात्रि 10.15 बजे तक तामिला कराने कोई कर्मचारी नही आया और न ये किसी कर्मचारी से अशिष्ट 


64 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


व्यवहार ही किये का उल्लेख किया गया । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि दूसरे दिन इनकी पत्नी ने बताया कि 
उनके सोने के बाद कोई देर रात कैम्पस के अंदर आकर दरवाजा पीट रहा था , परन्तु बिजली कटी रहने के कारण सुरक्षा के 
कारण दरवाजा नहीं खोल सकी । श्री भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके उक्त स्पष्टीकरण 
पर अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी एवं तदनुसार जिला पदाधिकारी रोहतास का मंतव्य है कि उनका स्पष्टीकरण सत्य से परे एवं 
निराधार है । इस आलोक में श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य नहीं मानते हुए सम्यक् रूप से 
विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है 
( क ) इन्हें वर्ष 2009-10 के लिए चेतावनी दी जाती है जिसकी प्रतिष्टि इनकी चारित्री एवं सेवापुस्त में की जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


8 जून 2010 
सं ० निग / सारा -1 (पथ) -22 / 2010-8606 (एस) —श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल नवादा, सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव का कार्यालय , 
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल नवादा के पदस्थापन काल में लखौरा से 
रसूलपुर पथ के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के मामले में निगरानी विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को समर्पित जांच 
प्रतिवेदन पर ग्रामीण कार्य विभाग की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 13178( एस ) अनु0, दिनांक 16 अक्तूबर 2008 
द्वारा प्रपत्र " क में गठित आरोप पत्र / साक्ष्यों के साथ बचाव बयान की मांग की गयी थी । श्री सिन्हा ने अपने पत्रांक- शून्य 
दिनांक 15 जनवरी 2009 द्वारा अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया । प्राप्त बचाव बयान की तकनीकी समीक्षा में पाया 
गया कि मिट्टी का कार्य प्राक्कलन एवं भुगतान से कम किया गया है तथा स्टोन मेटल ग्रेड-I एवं ग्रेड-II, संपीडन कार्य 
एवं बिटुमिन का कार्य कराये बिना कुल 4,86,880 रुपये का अनियमित रूप से भुगतान किया गया जिसे निष्फल व्यय माना 
गया है । तदआलोक में सम्यक समीक्षोपरांत प्राप्त बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री 
कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल नवादा, सम्प्रति निलंबित को निम्न 
दंड संसूचित किया जाता है: 

(1) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय । 

( 2) निष्फल व्यय की कुल राशि 4,86,880 रुपये का 5 प्रतिशत अर्थात 24,344 ( चौबीस हजार तीन सौ चौवालिस ) 
रुपये की वसूली इनके वेतन से की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


8 जून 2010 
संख्या - निग / सारा -1 (पथ) -22 / 2010-8608( एस) —श्री लाल मोहन प्रजापति , तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल नवादा, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण ), पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना द्वारा 
ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल नवादा के पदस्थापन काल में लखौरा से रसूलपुर पथ के निर्माण में बरती गयी 
अनियमितता के मामले में निगरानी विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को समर्पित जांच प्रतिवेदन पर ग्रामीण कार्य विभाग की 
अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 13179 ( एस ) अनु0, दिनांक 16 अक्तूबर 2008 द्वारा प्रपत्र " क " में गठित आरोप 
पत्र / साक्ष्यों के साथ बचाव बयान की मांग की गयी थी । श्री प्रजापति ने अपने पत्रांक - शून्य, दिनांक 15 नवम्बर 2008 द्वारा 
अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया । प्राप्त बचाव बयान की तकनीकी समीक्षा में पाया गया कि मिट्टी का कार्य 
प्राक्कलन एवं भुगतान से कम किया गया है तथा स्टोन मेटल ग्रेड-I एवं ग्रेड- II, संपीडन कार्य एवं बिटुमिन का कार्य 
कराये बिना कुल 4,86,880 रुपये का अनियमित रूप से भुगतान किया गया । जिसे निष्फल व्यय माना गया है । तदआलोक 
में सम्यक समीक्षोपरांत प्राप्त बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री लाल मोहन प्रजापति , 
तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है: 

(1) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय । 

( 2) बिना कार्य कराये 4,86,880 रुपये के अनियमित भुगतान / निष्फल व्यय का 10 प्रतिशत अर्थात 48,688 / 
( अड़तालिस हजार छ: सौ अठासी) रुपये की वसूली इनके वेतन से की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 जुलाई 2010 


65 


9 जून 2010 
संनिग / सारा -9 (पथ) मुक0-14 / 09-8625 (एस) — श्री शंकर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ 
प्रमंडल गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मोतिहारी द्वारा पथ प्रमंडल गोड्डा के पदस्थापन काल में ललमटिया 
डायभर्सन के निर्माण में राविश ढुलाई के मद में संवेदक को अतिरेक भुगतान करने जैसी अनियमितता के मामले में माननीय 
लोकायुक्त कार्यालय के पत्रांक 2253 , दिनांक 7 अगस्त 2003 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम 1974 की धारा 12 (4) की 
अनुशंसा पर विभागीय पत्रांक 8461 (एस) अनु0, दिनांक 31 जुलाई 2009 द्वारा माननीय लोकायुक्त के जांच प्रतिवेदन की प्रति 
संलग्न करते हुए श्री शंकर प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री शंकर प्रसाद सिंह, 
कार्यपालक अभियंता ने पत्रांक शून्य दिनांक 4 अगस्त 2009 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरांत संवेदक को अतिरिक्त 
भुगतान करने के आरोप को प्रमाणित मानते हुए सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं 0 10642 (एस), 
दिनांक 29 सितम्बर 2009 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया: 

(6) संवेदक को अतिरिक्त भुगतान की राशि 3,41,593.92 रुपये का एक तिहाई अर्थात 1,13,899 (एक लाख 

तेरह हजार आठ सौ अनठानवे) रु0 की वसूली इनके वेतन से पाँच बराबर किस्तों में की जाय । 
(ii ) पांच वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय । 
उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा एक पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिस पर विभागीय पत्रांक 

3850, दिनांक 16 मार्च 2010 द्वारा पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड से मंतव्य की मांग की गयी है । 
2. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध भी श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 
सं 0 17889/09 दायर किया गया , जिसमें दिनांक 10 मार्च 2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, 
जिसका उद्धहरण निम्नवत है: 

It is made clear that once the order of punishment has been set aside and the matter 
remanded , all issues are opened also to be urged on behalf of the petitioner since a fresh show 
cause notice is required to be served upon him ." 

3. इस पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री शंकर प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश 
अधिसूचना संख्या-10642 (एस), दिनांक 29 सितम्बर 2009 को निरस्त (set aside ) किया जाता है । 

4. साथ ही उक्त न्यायादेश के आलोक में , प्रकरण से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर , नियमानुसार अलग से कार्रवाई की 
जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


. 


1 जुलाई 2010 
सं० निग / सारा - 1 - विविध -04 / 07-9683 (एस) – श्री आलोक कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल 
कटिहार, सम्प्रति सहायक अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त को पथ प्रमंडल कटिहार के 
पदस्थापन काल में वर्ष - 2000-01 , 2001-02 एवं 2002-03 में कराये गये मरम्मति एवं निर्माण कार्य की श्री उमाशंकर सिंह, 
माननीय सदस्य बिहार विधान - सभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में तकनीकी परीक्षक कोषांग , निगरानी विभाग से 
करायी गयी जांच एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप प्रपत्र " क " गठित करते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 
11688 (एस) अनु0, दिनांक 19 अक्तूबर 2009 द्वारा बचाव - बयान / स्पष्टीकरण की मांग की गई । श्री कुमार ने अपने पत्रांक 
शून्य, दिनांक 9 दिसम्बर 2009 एवं पत्रांक शून्य , दिनांक 30 अप्रील 2010 द्वारा बचाव - बयान / स्पष्टीकरण समर्पित किया । 

श्री कुमार से प्राप्त बचाव बयान / स्पष्टीकरण को विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य मानते हुए उन्हें उक्त आरोप 
से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egzette.bih.nic.in 


